रजिस्ट्री सं० डी० 222 


REGISTERED No . D . 238 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Indias 


. . 


TY 


Ji 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 10 ] 
No. 10 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4 , 1972 /फाल्गुन 14, 1893 . 
NEW DELHI, SATURDAY,MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation . 


- 


- 


भाग II - -खण्ड 3 --उपखण्ड (i) 


PART 11 - Section 3 - Sub -section (i) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य - क्षेत्रों के प्रशासनों को 

छोड़ कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये 
गये साधारण नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के प्रादेश , उप-नियम प्रादि सम्मिलित हैं ) । 


General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc . of a general 

character ) issued by the Ministries of the Government of India (other 
than the Ministry of Defence ) and by Central Authorities (other 
than the Administrations of Union Territories ) . 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi, the 16th December 1971 


G . S . R . 253.- -- In pursuance of paragraph 3 of the 
Foreigners ( Protected Areas ) Order , 1958 , the Central 
Government hereby makes the following further 
amendment in the notification of the Government of 
India in the Ministry of External Affairs No. G . S . R . 3 , 
dated the 27th December , 1958 , namely : 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली , 16 दिसम्बर 1971 
जी० एस० प्रार० 2 53. ---विदेशी ( संरक्षित क्षेत्र ) आदेश, 1958 
के पैगग्राफ 3 के तु मरण में , शेन्द्रीय सरकार , भारत सरकार , 
विदेश पंत्रालय की अधिसूच- 7 संख्या जी०एम०पार - 3 दिनांक 
27-12- 1958 में निम्नलिखित संशोधन और करती है , यथा : - - 


In the Schedule to the said notification , after entry 3 
in Column 2 against the entry " State of West Bengal ", 
the foilowing entry shall be inserted , namely : 
“ 4 . Assistant Secretary to the Government of West 

Bengal, Home Department ( In respect of the 
Protected Areas contiguous to Sikkim and Bhu 
tan ) ." 

[ No. EI / 107 / 511 / 69-II. ] 
GURCHARAN SINGH, Under Secy . 


उवन अधिः " ना को अनुसूची में , " श्चिम बंगाल राज्य " 
प्रतिष्टि के कालम ? रतिष्टि 37 बाद ,निति विशि : 
जोड़ दज ए, यथ : - -- . 


( 635 ) 


636 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 


[ PART II — 


नहायक सचित्र , पश्चिम बंगाल सरकार गृह 
विभाग ( सिक्किम और भटान के निकटस्थ सर - " 
क्षित क्षेत्रों के संबंध में ) । 
[tro f -1/107/511 /69- 47299 ] 

गुरुचरण सिंह, अवर सचिव । । 


of leave of the permanent incumbent of that 

office; 
( b ) " Law Officer" means the Attorney -General for 

India or the Solicitor -General for India or the 
Additional Solicitor -General for India . 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 10th January 1972 
G . S .R . 254 . In the notification of the Government 
of India in the Ministry of External Affairs No . G . S . R . 
1222 , dated the 16th June , 1970 , published in Part II, 
Section 3 ( i) of the Gazette of India , dated the 22nd 
August 1970 , at page 3011 , in line 1 from the bottom , 
for " Rules, 1970 read " ( Amendment ) Rules, 1970 " . 

(No. CPEC / 7 / 71. ] 

[No, V . IV / 801 / 2 / 69. ] 
K . S . Sophr, Under Secy . (PVA ), 


शुद्धिपत्र 
The fact 10 07aft 1972 


Otog # . 254 - FETA 2 2- 8- 1970 RST- 775744 

TII, ( 3 ) # 768 3011 47 Afon , TV 4 * * TT 
face fata at gugatt, oftO TAO ARO Ho 1222 , 
fro 16 - 6 – 1970 , # Na Tant qfa7 # " 747 
1970" # 79TTO " 97) fauf , 1970 " 

{to #47 eft uTk 47/ 7170 ] 
fio 54 let, var afai 


3 . Term of office . - ( 1 ) A Law Officer shall hold office 
for a term of three years from the date on which he 
enters upon his office ; 
Provided that the appointment of a Law Officer 

may at any time during his term of office be 
terminated by three months notice in writing 
given either by him to the Government of India 

or by the Government of India to him . 
( 2 ) A person who holds office as a Law Officer shall, 
on the expiration of his term of office, be eligible for 
reappointment to that ofice, 

4 . Headquarters . ( 1 ) The Headquarters of the Law 
Officer shall be at New Delhi, 

( 2 ) A Law Officer may with the permission of the 
Government of India leave his headquarters during the 
vacations of the Supreme Court : 
Provided that he shall make himself available for 

duties whenever required by the Government 

of India . 
( 3 ) The Government of India may grant to a Law 
Oficer such leave as it may deem fit . 
5 . Duties. — It shall be the duty of a Law Officer 
( a ) to give advice to the Government of India 

upon such legal matters , and to perform such 
other duties of a legal character, as may , 
from time to time, be referred or assigned to 

him by the Government of India ; 
( b ) to appear, whenever required , in the Supreme 

Court or in any High Court on behalf of the 
Government of India in cases ( including suits , 
writ petitions, appeals and other proceedings ) 
in which the Government of India is concern 

ed as a party or is otherwise interested ; 
( c ) to represent the Government of India in any 

reference made by the President to the Sup 
reme Court under article 143 of the Constitu 

tion ; and 
( d ) to discharge such other functions as are 

conferred on a Law Officer by or under the 
Constitution or any other Law for the time 

being in force . 
Explanation . - For the purpose of this rule and sub 

rule ( 1 ) of rule 7, the expression " Govern 
ment of India " includes the Government of 

a Union Territory . 
6 . Retajner tees and Allowances . - ( 1 ) For the pe 
formance of the duties mentioned in rule 5 , a Law 
Omcer shall be paid : - - 

( a ) a retainer, except during the period of his 
leave 
(i ) in the case of the Attorney -General for India , 

of rupees four thousand per month ; 
(ii) in the case of the Solictor -General for India 

of rupees three thousand and five hundred 

per month ; and 
( ili ) in the case of the Additional Solicitor -General 

for India of rupces three thousand per month , 
( b ) an office allowance of rupees thirty five per 
month , except during the period of his leave ; 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Department of Legal Affairs ) 

New Delhi, the 16th February 1972 
G . S . R . 265 . — In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution read 
with Article 76 of the Constitution and all other powers 
enabling him in that behalf, the President is pleased to 
make the following rules regulating the remuneration 
and duties of the Attorney -General for India , the 
Solicitor -General for India and the Additional Soli 
citor - General for India , namely : 


1. Short title and commencement. These ruleg may 
be called the Law Officers (Condition of Service ) Rules, 
1972 . 

2 . Definitions . In these Rules, unless the context 
otherwise requires 
( a ) " Attorney -General" means the person appointea 

under clause ( 1 ) of article 76 of the Constitu 
tion be the Attorney -General for India and 
includes any person appointed to act as the 
Attorney - General for India during the period 


SEC. 3 (i )] 


THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 4, 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


637 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


विधि और न्याय मंत्रालय 

( विषि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली 16 फरवरी 1972 
सा० का० नि० 255 : - -- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 
76 के साथ पठित संविधान के अनुच्छद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपने प्रसाव से भारत के महान्यायवादी 
भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिस्टर के 
पारिश्रमिक और कर्तव्यों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित 
नियम बनाये हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - इन नियमों का नाम 
विधि अधिकारी ( सेवा की शर्त ) नियम 1972 होगा । 


2. परिभाषायें : - इन नियमों में जब तक कि सदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो - - 
( क ) “ महान्यायवादी " से संविधान के अनुच्छेद 16 

के खण्ड ( 1 ) के अधीन भारत के महान्यायवादी 
के रूप में नियुक्त ब्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसके 
अन्तर्गत उस पद के स्थायी पदस्थ की छुट्टी की 
अवधि के दौरान भारत के महान्यायवादी के रूप 
में कार्य करने के लिये नियुक्त कोई व्यक्ति भी 


( c ) a feo for appearance and other work on behalf 
of the Government of India in cases before the Sup 
reme Court on the following scale , namely : 
( i) writ petitions and Rs. 800 per case per 
appeals. 

day ; 
( ii ) special leave peti Rs . 600 per case per 

tions and other ap ___ day ; 

plications. 
( lii) setting pleadings. Rs. 400 per case ; 
(iv ) setting statement Rs. 600 per case per 

day ; 
( d ) a daily fee of rupees nine hundred and sixty 
for the days of his absence from the headquarters in 
connection with appearance in any High Court on 
behalf of the Government of India ( Irrespective of the 
number of cases in which he may have to appear on 
any day ) , including the days of departure from , and 
arrival back at, the headquarters . 

Explanation, -- - For the purpose of clause ( d ) days 
of appearance before the Delhi High Court shall be 
deemed to be days of absence from the headquarters , 

( 2 ) The Attorney -General for Indiæ shall be paid 
an entertainment allowance of rupees two hundred 
per month . 

( 3 ) Where a Law Officer is required , otherwise than 
under clause ( d ) of sub -rule ( 1 ) , to perform journeys 
outside the headquarters , in the course of his duties , 
he shall be paid travelling and daily allowances on 
the scale admissible to a judge of the Supreme Court 
on tour . 
7. Restrictions.--- A Law Officer shall not 
( a ) hold briefs in Court for any party except the 

Government of India or the Government of 
a State or any University , Government 
School or College , local authority , Public 
Service Commission , Port Trust, Port Com 
missioners, Government aided or Government 
managed hospitals , a Government company 
as defined in section 617 of the Companies 
Act , 1956 ( 1 of 1956 ) , any corporation owned 
Or controlled by the State , or any body or 
institution in which the Government has a 

preponderating interest ; 
( b ) advise any party against the Government of 

India or in cases in which he is likely to be 
called upon to advise , or appear for , the Gov 

ernment of India ; 
( c ) defend an accused person in a criminal pro 

secution , without the permission of the Gov 

ernment of India ; or 
( d ) accept appointment to any office in any com 

pany or corporation without the permission of 

the Government of India . 
8. Perquisites. - The services of personal staff , 
offlce accommodation and teiephones at the office and 
residence of a Law Officer shall be provided by the 
Government of India free of cost. 

Explanation . - For the purposes of this rule " person 
al staff means - - 
( i ) in the case of the Attorney - General for India , 

a Private Secretary, a Stenographer and a 

Jamadar, 
(ii ) in the case of the Solicitor - General for India , 

a Private Secretary and & Jamadar , and 
( iii ) in the case of the Additional Solicitor - General 
for India , a Private Secretary and a Jamadar , 

[ No. F. 18 ( 7 ) / 70 - J. ] 

P . G . GOKHALE , 
Jt. Secy . & Legal Adviser . 


( ख ) “विधि अधिकारी ” से भारत का महान्यायवादी 

या भारत का महास लिसिटर या भारत का अपर 
महामालिसिटर अभिप्रेत है । 


3. पद की अवधि - - ( 1 ) विविध अधिकारी अपने पद 
ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा : 

परन्तु किसी विधि अधिकारी की नियुक्ति : उसकी पदावधि 
के दौरान किसी भी समय या तो उसके द्वारा भारत सरकार को 
या भारत सरकार द्वारा उसे 3 मास की लिखित सूचना द्वारा 
समाप्त की जा सकेगी । 

( 2 ) कोई ब्यक्ति जो किसी विधि अधिकारी के रूप में पद 
धारण करता हो उसकी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर 
पुर्ननियुक्ति के लिये पात्र होगा । 

4. मुख्यालय - ( 1 ) विधि अधिकारी का मुख्यालय 
नई दिल्ली में होगा । 

( 2 ) कोई विधि अधिकारी भारत सरकार के अनुज्ञा से 
उच्चतम न्यायालय के प्रावकाश के दौरान अपना मुख्यालय छोड़ 
सकेगा : 


परन्तु जब कभी भारत सरकार द्वारा अपेक्षित हो . वह कर्तव्यों 
के लिये स्वयं को उपलभ्य करेगा । 


638 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972/PHALGUNA 14 , 1893 


[ PART II -- 


( ii ) विशेष मंजूरी याचिकायें और अन्य 

आवेदन प्रतिदिन प्रति मामला 600 रु० ; 
( iii ) अभिवचनों को तय करना -- प्रति मामला 

400 रु० ; पीर 
( iv ) मामले का कथन तय करना -- प्रति मामला 

600 रु० ; और 


( घ ) किसी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की 

अोर से उपसंजाति के सम्बन्ध में मुख्यालय से उसकी 
अनुपस्थिति के दिनों के लिये प्रति दिन 960 
रु० फीस ( मामलों की संख्या को दृष्टि में लाये 
बिना जिनमें उसे किसी दिन उपसंजात होना 
हो ) जिस के अन्तगत मुख्यालय के प्रस्थान और 

मुख्यालय वापस आने का दिन भी है । 
स्पष्टीकरण - - खण्ड ( घ ) के प्रयोजन के लिये दिल्ली उच्च 
न्यायालय के समक्ष उपसंजाति के दिन मुख्यालय से अनुपस्थिति 
के दिन समझे जायेंगे । 


( 2 ) महान्यायवादी के प्रति मास 200 रुपये का सत्कार भभा 
संदत्त किया जायेगा । 


( 3 ) भारत सरकार किसी विधि अधिकारी को ऐसी 
छुट्टी सकेगी जो वह उचित समझे । 

6. कर्तव्य - -किसी विधि अधिकारी का निम्नलिखित 
कर्तव्य होगा : 

क ) ऐसे विधिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह 

देना और विधिक हैसियत के ऐसे अन्य कर्तव्यों का 
अनुपालन करना जी भारत सरकार द्वारा समय 
समय पर उसे निर्दिष्ट किये जायें या सौंपे जायें ; 
भारत की ओर से ऐमे मामलों में ( जिनमें वाद, 
रिट याचिकायें , अपीलें और अन्य कार्यवाहियां 
सम्मिलित हैं ) जिनमें भारत सरकार किसी पक्षकार 
के रूप में सम्बन्धित है या अन्यथा हितबद्ध है , 
उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में 

जब कभी अपेक्षित हो उपसंजात होना ; 
( ग ) सविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन, राष्ट्रपति 

धारा, उच्चतम न्यायालय को किये गए किसी निर्देश 
में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना ; और 
ऐंसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो संविधान या 
तत्समय प्रवृत्त किसी किसी अन्य विधि द्वारा या 
उसके अधीन किसी विधि अधिकारी को प्रदत्त 

किये गये हों । 
स्पीकरण - - इस नियम और नियम 7 के उपनियम ( 1 ) 
के प्रयोजन के लिये, " भारत सरकार " पद के अन्तर्गत किसी संघ 
राज्य क्षेत्र का शसाशन भी है । 

6. प्रतिधारण फीस और भते :---- ( 1 ) नियम 5 में 
जस्थिबित कर्तव्यों के अनुपालन के लिये किसी विधि अधिकारी 
को संवत्त किया जायेगा --- 
( क ) प्रतिधारण , उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान 

सिवाय - - 
( i) महान्यायवादी मामले में प्रति मास 

हजार रुपये , 
( ii ) भारत के मह तालिसिटर के मामले में प्रति 

मास 3 1/ 2 जार रुपये ; पोर 
( iii ) भारत के अपर महासालिसिटर के मामले 

में प्रति मास 3 हजार रुपये ; 
( a ) उसकी छटटी की अवधि के दौरान के सिवाय , प्रति 

मास 35 रुपये का कार्यालय भत्ता ; 
( ग ) भारत सरकार की ओर से उच्चत्तम न्यायालय के 

समक्ष मामलों में उपसंजाति और अन्य कार्य के 
लिये निम्नलिखित मापमान पर फीसें , अर्थातः - - 
(i ) रिट याचिकायें और अपीलें - - प्रति दिन प्रति 

मामला 800रु. । 


( 3 ) जहाँ उपनियम ( 1) के खंड ( घ ) अन्यथा किसी . 
विधि अधिकारी से उसके कर्तव्यों के अनुक्रम में मुख्यालय के बाहर 
प्रवास करना अपेक्षित हो , वहां उसे दौरे पर उच्चतम न्यायालय के 
किसी न्यायाधीश के अनुज्ञेय मापमान पर यात्रा और दैनिक भते 
संदत्त किये जायेंगे । 


7. निधन - - कोई विधि अधिकारी - -- 


( क ) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी 

विश्वविद्यालय , सरकारी स्कूल या कालेज , स्थानीय 
प्राधिकरण , लोक सेवा आयोग, पत्तन न्यास , पत्तन 
पायुक्त, सरकारी सहायता वाले या सरकार द्वारा 
प्रवन्ध किये गए अस्पतालों , कम्पनी अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 617 में यथा 
परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी , राज्य के 
स्वामित्व की या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम 
या किसी निकाय या संस्था , जिसमें सरकार का 
कोई प्रधान हित हो , के सिवाय , किसी पक्षकार 
के लिये न्यायालय में वकालात नहीं करेगा ; 


( ख ) भारत सरकार के विरुद्ध या एसे मामलों में , जिनमें 

भारत सरकार को सलाह देने या भारत सरकार के 
लिये उनमें उपसंजात होने के लिये उससे संभाव्यतः 
अपेक्षित की जाये, किसी पक्षकार को सलाह नहीं 


देगा ; 


SEC. 3 (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 4, 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 


639 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- -- - - - 


- 


( ii ) भारत के महासालिनिटर के मामले में निजी 

मचिव और जमादार , 


( iiii ) भारत के अपर महासालिसिटर के मामले में , 

निजी सचिव और जमादार अभिप्रेत हैं । 


( ग ) भारत सरकार की अनुज्ञा के बिना किसी दाण्डिक 

अभियोजन में किसी अभियुक्त व्यक्ति के लिये 

प्रतिवाद नहीं करेगा ; या 
( घ ) भारत सरकार की अनुज्ञा के बिना किसी कम्पनी 

या निगम में किसी पद पर नियुक्ति को स्वीकार 

नहीं करेगा । 
8. परिलब्धियां : - - निजो कर्मचारिवन्द, कार्यालय -स्थान 
औरकिमी विधि अधिकारी के कार्यालय और निवास पर टेलीफोन 
की सेवायें भारत सरकार द्वारा मुफ्त दी जायेगी । 

स्पष्ट करणः --- इस नियम के प्रयोजनों के लिये "निजी कम 
चारिवृन्द " से --- 
(i ) महान्यायवादी के मामले में , निजी सचिव , प्राणु 

लिपिक और जमादार और 


[ सं० फा० 18 ( 7) 70 -न्या० ] 


पी० जी० गोखले , 
संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार । 


CABINET SECRETARIAT 
(Department of Personnol) 


New Delhi, the 10th February 1972 


G. S. R. 256 --In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309of the Constitution, the President hereby makes 
the following rules further to amend the National Academy of Administration (Office Establishment Posts ) Recruitment Rules , 
1964 namely : - - 

I . ( I) These rules may be called the National Acideinyof Administration Office Establighment Posts ) Recruitment (Amendment) 
Rules , 1972. 

(2 ) They shall come into Corce on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the schedule to the National Academy of Administration (Officer Establishment Posts ) Recruitment Rules , 1964 , after 
serial number 3 and the entries relating thereto ,the following shall be inserted, namely : 


4 


- 


- 


- 


- - 


" 3 - A 


Senior 

Clerk 


One 


General CentralServices , 
Class III , non- Gazetted, 
Ministerial. 


Rs . 210 - 10 -- Selection Post 
290 -- - - 


Between 25 years and 30 

years . 


320 - .- 


15 - 425 . 


TO 


10 


II 


I 


12 


Essentiul : 

Age- No Quali- 2 ycars By transfer failing which by promotion, Transfer : 
( i ) A Degreein Com- fications - A De 

failing which by direct recruitment. from amongst Senior Stanographers in the 
merce from a re - gree in Commerce 

Academywho possess a Degree in Commerce . 
cognised University . of a recognised 

Promotion : 
University . 

amongst Junior Stanographers in the Ace 
demy who possess a degree in commerce 
and have at least 5 yearn regular service 
in the grade " 


No . F. 32, 63/ 71 - AIS (III)/ Trg.] 

(SHANTA RAO, Under Secy . 


640 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


[ PART II 


मंत्रिमण्डल सचिवालय 

( कार्मिक विभाग ) 

नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1972 
जी० एस० भार० 256 - - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति , राष्ट्रीय 
प्रशासन अकादमी (कार्यालय के स्थापनापद ) भर्ती नियमावली, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
मर्थात् : - - 

1. (1 ) ये नियम राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय के स्थापना पद ) भर्ती (संगोधन ) नियमावली, 1972 कहे जा सकेंगे । 
( 2 ) सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ये लागू होंगे । 

2. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ( कार्यालय के स्थापना पद ) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में क्रम संख्या 3 तया उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जायेंगी, अर्थात् : - - 


1 


2 


3 


6 


7 


8 


9 


10 


" 3 - क 


एक 


7 


वरिष्ठ 
लिपिक 


सामान्य रु० 210 - 10 - प्रवरण 
केन्द्रीय 290 - 15 - 320 पद 
सेवा - द० रो० -- 15 
श्रेणी - 3, - 425 
अराजपत्रित , 
लिपिकवर्गीय 


25 वर्ष प्रनिवार्य : पायु - - नहीं 2 वर्ष 
से 30 (i ) किसी मान्यता योग्यता - - 
वर्ष के प्राप्त विश्वविद्यालय मान्यता 
बीच से (कामर्स ) वाणि- प्राप्त विश्व 

ज्य में उपाधि । विद्यालय से 
(ii ) आशलिपि में वाणिज्य में 
120 शब्द टंकन में उपाधि 
40 शब्द प्रति मिनट 
की गति 


लेखा तथा स्टोर संबंधी 
कार्य में 3 वर्ष का 
कार्यालय - अनभव । 


- 


- 


11 


12 


अंतरण द्वारा, ऐसा न होने पर पदोन्नति द्वारा और इसके प्रभाव में मन्तरण 
सीधी भर्तीद्वारा । 

अकादमी के वरिष्ठ प्राशुलिपिकों में से उपाधि रखता हो । 
पोति 
अकादमी के कनिष्ठ प्रालिपकों में से जो वाणिज्य में उपाधि रखते 
हों । तथा जिन की उस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित 
सेवा हो । ” 


[ सं० 32/ 63 / 71 - अ०भा० से ० (III ) ट्रेनिंग ] 

शान्ता राव, अवर सचिव । 


641 


- - 


- - 


- - 


Sec . 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 

- - - 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Deptt . of Family Planning ) 

New Delhi, the 6th faunary 1972 
G . S , R . 257 . - In exercise of the power8 conterred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes 
the following rules regulating the method of recruitment to the post of Librarian in the Central Health Transport Organisation , 
New Delhi under the Department of Family Planning, Namely : 

1. Short title and commoncement:- (1 ) These rules may be called the Central Health Transport Organisation (Libraria " 
Recruitment Rules , 1971. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . Application : — These rules shall apply to the post specified in column i of the Schedule annexed to these rules . 

3 . Number of post, Classification and scale of pay The number of the sald post , its classification and the scale of pay 
attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule . 

4 . Method of recruitment, ago Umlt, qualification , etc . The method of recruitment to the said post, age limit , qualifications 
and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule . 

Provided that the upper age limit specified for direct recruit may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued from time to time by the Central Govern 
ment. 

5 . Disquallfications : - No person ; 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spousc living , or 

(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , shall be eligible for appointment to the 
gaid post : 

Provided that the Central Governmet may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to 
such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this 
rule . 

6 . Power to rolas - Where thc Central Government is of opinion that it is necessary or expedient go to do , it may by order 
for reasons to he recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the provisions of 
these rules with respect to any class or category of persons . 

7 . Savlag : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belongings 
to the Schedule Castes , Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Govern 
ment from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Name of the Post 


No. of 

poste 


Classification 


Scale of Pay. 


Whother Age lims it for Educational 
Selection post direct recruits and other quali 
or non - Selection 

fications rc 
Post 

quired or di 
rect recruits . 


I 


4 


7 


Librarian 


, 


, 


, 


, 


, 


, One 


Not appli 
cable . 


General 

Rs. 325 - - 15 
Central Service 475 - EB - 20 
Class II 

– 575 . 
(Non - Gazetted 
Non -Ministerial) 


30 years (Re- Essential 
laxable for (1) Degree of 
Government recognised 
servants ) University or 

equivalent. 


( 11) Degree or 
Diploma in 
Library Science 
of a recognised 
University or 

Institution . 
( iii) About three 
years experience 

in a responsible 
capacity in A 
Library of stan 
ding preferably 
in a scientific 
or technical 
library . 
( Qualifications 
relaxable at 
Commission s 
discretion in , 
case of candi 

datcs other 
winc well - quali 

fied. 
Desirable . Training and /or experience in 

documentation and reprography. 


642 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 , PHALGUNA 14 , 1893 


[ PART II 


- 


Whether age and educational Period of Method of recruit- 

qualifications prescribed probation if ment whether by 
for direct recruits will any . 

direct recruitment or 
apply in the case of Pro 

by deputation/ trans - 
motees . 

fer and percentage 
of the vacancies to 
be filled by various 
methods . 


Incase of recruitment If a Departmental Circumstance in 
by promotion ) Promotion Committee which Union Pub 
deputation / transfer , exists , what is its lic Service Co 
grades from whch compostior . 

mission is to be 
promotion deputa 

consulted in making 
tion / transfer to be 

recruitment. 
made 


9 


10 


II 


I2 


13 


- 


Not applicable. 


2 years. 


By direct recruitment Not applicable 


Not applicable 


As required under 

the Union Public 
Service Commission 
(Exemption from 

Consultation ) 
Regulations. 1958 . 


- 


- 


[ NO. A .I2018 /13/ 7r - Estt , II ] 

( R . P . Marwaha). Under Secretary 
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( परिवार नियोजन विभाग ) 

नई दिल्ली , 6 जनवरी 1972 
जी० एस० प्रार० 257 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा परिवार 
नियोजन विभाग के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन में पुस्तकाध्यक्ष के पद की भर्ती की विधिका विनियमन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते है , नामतः 

___ 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ -- (क ) इन नियमों को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन ( पुस्तकाध्यक्ष ) भर्तीनियमावली 1971 
कहा जाए । 

( ख ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 
2. उपपोजन : --- इन नियमों के साथ मंलग्न अनुसूची के कलम 1 में निर्दिष्ट पद के लिये यह नियम लागू होंगे । 

3. पदों की संख्या, वर्गीहरण और वेतनमान : इन पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमा र यही होगा जैसा कि इन नियमों 
के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट है । 

4. भर्ती की विधि , आयु सीमा और पहनाएं प्रादि - भी की विधि , प्रादुमीमा अर्हताएं प्रौर उनसे सम्बन्धित अन्य बाने वही हों 
जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 1 3 में दी गई हैं । परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी दिये गए आदेश के अनुसार 
अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के प्रत्यायियों के लिये सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा के 
लिये शिथिल की जा सकती है । 

5 अनर्हताएं वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र न होगा : 
( 1 ) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की गंविदा दी है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित ह, अथवा 
( ख ) जिसने पति/ पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है । 
परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐमा विवाह इस प्रकार के व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर 

लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेट है और ऐसा करने के अन्य प्राधार है तो वह किसी भी व्यक्ति को 

इम नियम से छूट दे सकती है । 

6 . छट देने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है, वहां 
वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामलों में इन नियमों के किस भी उपबन्ध 
से आदेश जारी कर छट दे सकती है । 

7 . प्रतिबन्ध : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किये गये आदेशों के अनमर शास्चर · · गि तथा 
अन मुक्ति जन- जातियो तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये किये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर इन दिनों में 
निहित किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 


SEe: 3001 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


612 


पदनाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


मन सूची 

क्या सेलेक्शम सीधी भर्ती सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित 

पद प्रथवा । केलिए मायुरीक्षिक तथा अन्य महताएं 
गैर सेनेक्शन पद 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


पुस्तकाध्या 


एक 


सामान्य केन्द्रीय २० 325 - 15 
सेवा श्रेणी 2 परज - 475व० रो० - 
पतितमननुराचवीय 20 - 575 


लाग नहीं 
होता 


30 वर्ष पनिवार्य 
( सरकारी ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
कर्मचारियों । विद्यालाय की डिग्री अथवा समकक्ष । 
के लिये ( 2 ) पुस्तकालय विज्ञान में किसी 
शिपिलनीय मान्यताप्राप्त विश्वविद्यायल : प्रथषा 

संस्थान की , जिग्री अथवा सिप्लोमा । 
( 3) किसी प्रसिब पुस्तकालय में 
विशेषत : वैज्ञानिक प्रथया तकनीकी 
पुस्तकामया के अधीन किसी: उत्तर 
दायी पद के कार्य का लगभग तीन 
वर्ष का अनुभव । 
( मन्यथा प्रच्छी पहंसाप्राप्त प्रत्या 
यियों के लिये प्रायोग के विवेक पर 
महंताएं शिथिलनीय ) । 
वांछनीय 
: प्रलेख पोषण तथा रि प्रोग्राफी 
में प्रशिक्षण तथा प्रथवा अनुभव । 


मया पदोन्नति से रखे परिवीक्षा की भर्ती का तरीका सीधी पदोषति या प्रतिनियुक्ति यदि विभागीय परिस्थितियां जिनमें 
जाने वाले उम्मीदवारों प्रवधि यदि कोई । भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण के द्वारा पदोन्नति समिति है भर्ती के लिए संघीय 
के मामले में सीबी भर्ती हो 

के द्वारा अथवा स्थाना- भर्ती के मामले में देर तो उसका क्या लोक सेवा प्रायोग से 
किए जाने वाले व्यक्तियों 

न्तरण के द्वारा तथा जिनसे पदोन्नति या गठन है परामर्स लिया जाता है । 
के लिए निर्धारित माय 

विभिन्न तरीकों द्वारा प्रतिनियुक्ति या स्थाना 
और शैक्षिक महंताएं । 

भरे जाने वाले पदों की न्तरण किया जाना है 
लागू होगी । 

प्रतिशतता 


10 


11 


12 


13111 


लागू नहीं होता 


को वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लाग नहीं होता 


संघ लोक सेवा पायोग 
( परामा से छूट ) 
विनियामवली . 
1958 के अधीन 
यथोपेक्षित । 


[ स०ए० 120/8/ 13/ 71- स्थपना II ] 

पार० पी० मरवाहा 

अपर सचिव । 


644 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


( Part II 


ficationg and other matters connected therewith shall 
be as specified in columns 5 to 13 the Schedule atore 


said , 


(Department of Health ) 

New Delhi, the 5th February 1972 
G . S . R . 258 . - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the Prebi 
dent hereby makes the following rules regulating the 
method of recruitment to certain class II medical posts 
in the All- India Ingtitute of Hygiene and Public 
Health , Calcutta , namely : 


1. Short title and oommencement. - ( 1 ) These rules 
may be called the All India Institute of Hygiene and 
Public Health , Calcutta (Class II Medical Posts ) Rec 
ruitment Rules, 1972 , 


2. (2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Offcial Gazette , 


5 . Disqualification .— No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spouse living, or 
(b ) who, having a spouse living, has entered into or 

contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Government may , if satis 
fied that such marriage is permissible under the per 
sonal law applicable to guch persons and the other party 
to the marriage and there are other zrounds for so do 
ing, exempt any person from the operation of this rule . 

6 . Powor to rolax . — Where the Central Government is 
of opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may be by order for reagons to be recorded in writting 
and in consulatation with the Union Public Service 
Commission , relax any of the provisions of these rules 
with respect to any class or category of persons or posts . 

7 . Saving . – Nothing in these rules shall affect reger 
vations and other concessions required to be provided 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other 
special categories and persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time 
to time in this regard . 


2 . Application . These rules shall apply to the posts 
specified in column 1 of the Schedule annexed hereto , 

3 . Number , classification and scale of pay .- The num 
ber of posts , their classiAcation and the scales of pay 
attched thereto shall be as specified in columns 2 to 4 
of the said Schedule . 


4 . Method of reoruitment, age limit and othor quali 
flcatlong . — The method of recruitment, age limit, quali 


SCHEDULE 


Name ofthe Post 


No. of 
Posts 


Classification Scale of 

Pay 


Agelimit 
for direct 
recruitment 


Education and other qualifications 
required for direct recruits . 


Whether 
Selection 
Post or 
Non 
selection 

pont 


3 


4 


5 


6 


Not 
Applicable 


General Rs 325- 15 
Central 475 -BB 
Servicts 20 - 375. 
Class II 
Nor 
Gazetted 
Non -Minisprli 


2 


I . Assistant Medical Officer 

( Tuberculosis) 
2 . SchoolMedical Officer . 
3 . Domonstrator (Medical) 

(Bio - chemistry and Nutri. 

tion ) 
4 . Demonstrator (Medical) 

(Maternity and Child 

Welfare ) 
5 . Demonstrator (Medical ) 

(Public Health Adminis 

tration ) 
6 . Rural Medical Officer of 

Health . 
7 . Field Instructor (Medical) 
8 . Assistant Medical Officer 

(VencrcalDigca8c8) 
9 . Assistant Bacteriologist 

(Medical ) 
10 . Demonstrator (Medical) 

(Epidemiology) 
II. Research Assistant 

(Medical). 


30 years Essential ; 
(Relaxable , 
for Govero - A rccognised medical qualification 
ment 

Included in the First or Second 
servants ) Schedulc or Part II of the Third 

Schedule (Other than licentiate 
qualifications) to the Indian 
Medical Council Act, 1936 
Holders of educational quall 
fications included in Part II 
of the Third Schedule should 
also fulfill the conditions stipulated 
in sub - section ( 3 ) of section 19 
of the Indian Medical Council 
Act, 1956 , 


I 


Desirable : 
For post ar S . No, I, 
( 1 ) T . D . D . or D . P . H . 
( 2 ) Experience in work relating 

to Tuberculosis . 
For post at S . No. 2 . 

( I ) DPH / DMCW / DCH 
(2 ) Hospital experience in 

Medicine and Pacdiatrics , 
For post at S . No, 3 . 

Experience in Biochemistry or 
Nutrition , 


Sec . 3 ( 1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


645 


Por post at S. No. 4 . 
Experience in Maternity and 
Child Welfate work in Hospital/ or 

Clipice . 
For post at S . No. s . 
D . P . H . 
For post at S. No. 7 , 
Experience in Clinical Field work 
Por Post at S . No, 8 . 
Experience in Venercal Dis 

CA8C8 work . 
For post at S . No . 9. 
Experience in Bacteriological works 
Por post at S. No, 11. 
" Trabning in Industrial Hygiene. 


Whether age and educational 
qualifications prescribed 
for the direct recruits will 
Apply in the case of promo 
- tiong 


Period of Method of recruit . In case of recruitment If a DPC exists what Circumstances in 
Probation ment whether by dir - by promotion / depu - Is its composition which UPSC is to be 
eçt promotion of tatlon /transfer , gre 

consulted in making 
transfer and percen - des from which pro 

recruitments 
tage of vacancies motion /transfer to be 
to be filled by various made 

methods 


9 


IO 


II 


13 


Notapplicable , 


2 years 


By direct recruitment. Not applicable . 


No applicable, 


As required under the 
Union Public Ser 
vices Commission 
(Exemption from 
Consultation ) Re. 
gulations, 1958. 


12 . Demonstrator 

(Microbiology ) 


(Medical ). 


4 


Do 


D o. 


Do. 


Do. 


Essential : 
A recogniged medical qualification 

included in the First or Second 
Schedule or Part II of the 
Third Schedule ( other than licen 
tlate qualifications) to the Indian 
Medical Council Act, 1956 . Hol 
dere of educational qualifications 
included in Part II of the Third 
Schedule should also fulfil the 
conditions stipulated in sub 
section ( 3 ) of section 13 of the 
Indian Medical Council Act , 
1936 . 

OR 
M . Sc. degree in Microbiology with 

experience of Medical Microbio 
logy or immunology . 


to 


11 


I2 


13 


Do , 


Do . 


Do. 


Do, 


Do. 


[No. F . 27 - 22 / 70 - P . H .] 
K . SATYANARARANA, Under Secy. 


" 646 


THÉ GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


[PART II — 


( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972 
जी०एस०पार 258 -- - संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुकधारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा प्रखिलत 
भारतीय स्वास्थ्य,विज्ञान एवं लोकस्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में श्रेणी -II के चिकित्सा के कतिपय पदों की भर्ती विधि का विनियमन करने हे 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं । नामत : --- 

1. संक्षिप्त शोक और प्रारम्भ : - - ( 1 ) ये नयम अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (श्रेणी- ॥ 
चिकित्सा पद ) भर्ती नियमावली, 1972 कहलाये जा सकेगें । 

( 2 ) ये सरकारी राणपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगें । 
12.. । उपयोजन : - ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे । 

3. : संख्या, वर्गीकरणतया वेतनमान :-- - वों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमानवहीं होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 
2 से 4 में निदिष्ट हैं । 

4. भर्ती की विषि , प्रायु सीमा, महंताएं प्रापि : - - उक्त पदों पर भर्ती की विधि, प्रायु सीमा , प्रर्हताएतथा अन्य बाते वहीं होंगी जैसा 
कि उक्त । अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निविष्ट हैं । 


परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सामान्य मादेशों के अनुमार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति तया पन्य 
विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम प्रमायु सीमा शिथिल की जा सकती है । 

5. अनर्हता : कोई व्यक्ति ; 

( क ) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविधा करता/ करती है जिसका कि पति या जिसको 
पली जीवित हो , अथवा 

"( ख ) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/ करती है अथवा विवाह की संविदा 
भारता । करती सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसाविवाह ऐसे व्यक्ति पीर विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के प्रधी 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य प्राधार हैं किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्सम से छूट दे सकती है । 

6. शिपिल करने की शिक्त : - - जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना पावश्यक अथवा इष्टानुकल है वहां वह कारणों को 
सिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को प्रादेश जारी कर शिथिल 
कर सकती है 
, अपमान :- इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये पादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 

शिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन प्रारक्षणों तथा अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों 
जान, जाति निहित किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


SEC. 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


1647 


अनुसूची 


यसका नाम 


पद का नाम 


पदों की वर्गीकरण 
संख्या 


की बगीकरण 


वेतनमान 


करनमान पर गर्व हात 


पद सलेक्शन. सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के जिए अपेक्षित 
है अथवा मायु सोमा तथा शैक्षिक अन्य प्रहंताएं 
नान -सलैक्शन 


2 


3 


4 


5 


1 सहायक चिकित्सा ) 2 सामान्य 325 - 15 - 475 - लाग नहीं 

अधिकारी ( क्षय ररोग ) ) कोन्द्रीय दरो० - 20 - 575 होता 
2 स्कून ( चिकित्सा .. ) 1 सेवा श्रेणी -।। अराज 
अधिकारी 

) पत्रित अननु सचिवीय 
3 निवर्शक (चिकित्सा ) ) 3 

( जीव रसायन एव . ) 
पोषण) 
4 निदेर्शक ( चिकित्सा ) ) 

( मातृ एवं शिशु 
कल्याण ) 

) 2 
5 निदेशक ( चिकित्स ) ) 

( जन स्वास्थ्य प्रशासन ) ) 1 
6 ग्राम-चिकित्सा-स्वास्थ्य ) 

अधिकारी 
7 क्षेत्र मन देशक 

( चिकित्सा ) 
8 सहययक चिकित्सा ) 

अधिकारी ( रति रोग ) 
9 सहायक जीवाण 
विज्ञानी ( चिकित्सा ) ) 


30 वर्ष ( सरकारी अनिवार्य : 
कर्मचारियों के भारतीय चिकित्सा परिषद 
लिए शिथिलनीय ) अधिनियम , 1956 की 

प्रथम अथवा द्वितीय अन् 
सूची अथवा तृतीय अनु 
सूची के भाग 2 ( लाईसेंशि 
येट अर्हताओं को छोड़कर ) 
में सम्मिलित मान्यता प्राप्त 
चिकित्सा अर्हता तृतीय अनु 
सूची के भाग 2 में समि 
लित शैक्षिक महता धारि 
यों को भारतीय चिकित्सा 
परिषद अधिनियम , 1956 
की धारा 13 की उपधारा 
( 3 ) में अनुबन्धित शो 
को भी पूर करना चाहिये । 
वांछनीय : 
भामसंख्या 1 में उल्लिखित 

पर्व के लिये 
( 1 ) टी०डी०सी० प्रथवा 
डी०पी०एच० 
( 2 ) क्षय रोग से सम्ब 
न्धित कार्यका अनुभव 
क्रम संख्या 2 में उल्लिलित 
पद के लिये । 
( 1 ) डी०पी०एच० / 
___ डी०एन०सी०डब्ल्यू 

डी०सी०एच० ( 2 ) 
चिकित्सा एवं बाल 

रोग चिकित्सा में 

अस्पताल का अनुभव 
क्रम संख्या 3 में उल्लिखित 
पद के लिये 
जीवरसायत जथवा पोषण 

का अनुभव 
30 वर्ष ( सर - क्रम संख्या 4 में उल्लिखित 
कारी कर्म पद के लिये अस्पताल / 
चारियों के लिए क्लीनिक में मातृ एवं शिश 
शिथिलनीय 


10 निदेशक चिकित्सा ) 

( जानपदिक रोग 
रोग विज्ञान ) 


1 सामान्य 325 - 15 - 475 लाग नहीं 

केन्द्रीय सेवा दरो० 20 होता 
श्रेणी - || 575 रु० 


648 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


[ PART 


- 


- - 


- - 


- - - - 


शिथिलनीय ) 


11 अनुसंधान सहायक 

( चिकिता ) 


) 1 अराजपत्रित 
) अननुसचिवीय 


८८८८८८८८८८०८. 


कल्याण का अनुभव कम संख्या 
5 में उरिलक्षित पद के लिये । 
डी०पी०एच० 
कम संख्या में अहि शित 
पर के लिये । 
कलीनिकल क्षेत्र कार्य का 

अनुभव । 
कम संख्या 8 में उल्लिखित 
पर के लिये : 

रतिरोग कार्य का अनुभव । 
कम संख्या 9 में उहिललत 
पर के लिये । 
जीवाण विज्ञान विषय कार्य 

का अनुभव । 
क्रम संख्या में उल्लिखित 

पद के लिये । 
प्रौद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान में 

प्रशिक्षण 


कया पदोन्नति में रखे परिवीक्षा की भर्ती का तरीका सीधी पदोन्नति प्रतिनियक्ति यदि विभागीय परिस्थियतयों जिनमें 
जने वाले उम्मीदवारों प्रवधि यदि कोई भर्ती द्वारा या पदोन्नति स्थानान्तरण के द्वारा पदोन्नति समिति भर्ती के लिए संघीय 
के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती हो । 

के द्वारा प्रयवा स्थाना- भर्ती के मामले में वह है तो उसका क्या लोक सेवा प्रायोग से 
किए जाने वाले व्यक्तियों 

तरण के द्वारा तथा ग्रेजि पदोन्नति प्रति - गठन है । परामर्श लिया जाता हैं । 
के लिएनिर्धारित प्राय 

विभिन्न तरीकों द्वारा नियुक्ति स्थानान्तरण 
मोर शैक्षिक महंताएं 

भरे जाने वाले पदों की किया जाना है । 
लागू होंगी । 

प्रतिशतता । 


____ 10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


सीधी भर्मी द्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता संघ लोक सेवों पायोग 

( परामर्ण से छूट ) 
विनियमावली, 1958 
के अधीन यथो 
पेक्षित । 


SEC. 3 (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 


649 


- 


- 


- - 


12 निदर्शक (चिकित्सा ) 

सूक्ष्म जीव विज्ञान 


23 

- - - - - 
4 सामान्य केन्द्रीय 325 -15- 475 लागू नहीं 30 वर्ष सरकारी प्रमिवार्य : । 
सेवा श्रेणं.-II दरो० - 20-575६० होता फर्म वारियों के भारतीय चिकित्सा परिषद प्रधि 
पराजपत्रित 

लिये शिथिलनीय नियम, 1956 की प्रथम प्रभवा 
मननुसचिवीय 

द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय 
अनुसूची के भाग 2 ( लाइसे 
शिवेट अर्हताओं को छोड़कर ) 
में सम्मिलित मान्यता प्राप्त 
चिकित्सा महंता । तृतीय 
अनुसूची के भाग 2 में सम्मि 
लित शैक्षिक प्रहंता धारियों 
को भारतीय चिकित्सा परिषद 
अधिनियम , 1956 की धारा 
13 की उपधारा ( 3 ) 
में अनुबनित शो को भो 
पूरा करना चाहिये । 

मथवा 
सूक्ष्मजीव विज्ञान में एम० 
एस०सी० की डिग्री सहित 
चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान 
प्रथवा रोगक्षमता विज्ञान 
का प्रमुभव । 


५ 


10 


11 


12 


13 


[सं० प० 27- 22/ 70-~ -जन स्वा० ] 


के० सम्यनारायण, प्रवर सजिव । 


650 


THE GAZEITE OF INDIA ; MARCH 4 , 1972/ ÞHALGUNA 14 , 1893 


(PART 1 


(Department of Health ) 

New Delhi, the 8th February 1972 
G . S , R . 259 . - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the Presi 
dent hereby makes the tollowing rules regulating the 
method of recruitment to the post of Deputy Director 
(School Health Education ), Central Health Education 
Bureau in the Directorate General of Health Services, 
namely 


4 . Disqualification . No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spouse living, or 
(b ) who , having a spouse living , has entered into 

or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the sald post: 

Provided that the Central Government may , it satis 
fed that such marriage is permissible under the per 
sonal law applicable to such persons and the other 
party to the marriage and there are other grounds for 
so doing, exempt any persons from the operation of 
this rule . 

5 . Power to relax . - Where the Central Government is 
of opinion that it is necessary or expedient so to do. 
it may , by order , for reasons to be recorded in writing 
and in consultation with the Union Public Service Com 
mission relax any of the provisions of these rules with 
respect to any class or category of persons. 


1. Short title and commencement ( 1 ) These rules 
may be called the Deputy Director (School Health 
Education ), Central Health Education Bureau Recrult 
ment Rutes , 1971. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication , in the Official Gazette. 

2 . Number, clags floation and scale of pay . — The num 
ber of posts , its classifcation and the scale of pay at 
tached thereto , shall be as specified in columns 2 to 4 
of the Schedule annexed hereto . 


3 . Method of recruitment, age limit and other qualif 
cations. — The method of recruitment to the said post, 
age limit, qualifications and other matters relating 
thereto shall be specified in columns 5 to 13 of the 
said Schedule i 


6 . Saying.- - Nothing in these rules shall affect reser 
vations and other concessions required to be provided 
for Scheduled Castos and Scheduled Tribes and other 
special categories of persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


SCHEDULE 


Recruitment Rules for the post of Deputy Director ( School Health Education ), Central Health Education Bureau , Directorate Goneral 

of Health Services, Dopartment of Health 


Nartte of Post 


i Nol of 
Posts 


Claggification 


Scale of Pay 


Agelimit for 
direct recruits 


Educational and other qualifica 
tions required for direct recruits 


Whether 
Selection 

Post or non 
Selection 

Post 


Deputy Director 

(School Health 
Education ) 


General Central Rs. 1300 - 60 — 

Service Class I 1600 
Gazetted Non 
Ministerial 


Not applicable 45 years and be 

Essontials 
low (Relaxable (1) Mastor degree in Arts or 
for Govern - Science from a recognised 
ment servants ) University or equivalent. 

( 1 ) Degree or Diploma in teach 

ing or Education . 
(ii ) About 12 years experience 

la oducation of which about 
7 years should be in planning , 
coordinating , organising and 
supervioing work related to 
School Health Education and 

teacher training . 
( 10 ) Administrative exporlence 
(Qualifications relaxable at Com . 
mlusion dlacretion in care of 
candidatot otherwise wall 
quollbed ) 

Desirable : 
A post - graduate qualification in 

Public Health 11ko Diploma of 
Public Health , Mantor in Pub 
lic Health , Master in Sclenco 

in Hyglono or Public Health 
sto 


SEC . 3 (i ) 


THU GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 


651 


- - - -- 


- 


- 


. 


- 


. . 


- . 


Whether age and educt Period of 

tional qualifiations probation , 
prescribed for direci if any . 
recruits will apply in 
the case of Piomotccs 


Method of recruitment In cuse of recruitment If a D . P . C exists , 

te 

by promotion / what is its composir 
cruitmentor by promo - deputation/ transfer , 

tion 
tion or by deputation grades ( rom which 
trangfer and percentage promotion/ deputa 
of the Vacancies to be ţion / transfer to be 
lilled by variousmethods _ _ made . 


Circumstances in 

which U . P .SC.isto 
be congulted in mak 
ing recriutment 


-- 


- - - - - - 


- 


10 


12 


- 


- 


Not applicable 


2 years 


By direct recruitment 


No applicable 


Not applicable. 


As required under the 

Union Public Ser 
vice Commission 
Exemption from 

Consutlation ) Regu 
lations, 1958 . 


[ No. A . 12018 / 14/ 71 - Estt ( P ). ] 


( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 8 फरवरी, 1972. 
जी०एस० पार० 259 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति एतदद्वारा स्वास्थ्य 
मेवात्रों के महानिदेशालय केन्द्रीय स्वास्थ्यशिक्षाब्यूरो , में उप निदेशक (स्कूल स्वास्थ्यशिक्षा ) के पद की भर्ती विधि को विनियमित करने के शिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : 

1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : ( 1) ये नियम उप निदेशक ( स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा ) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा म्यूरो भर्ती नियमावली, 
1971 कहलाये जा सकेंगे । 

( 2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे । 

2 संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :- - पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 
से 4 में निर्दिष्ट हैं । 

____ 3 भर्ती की विन, प्राय सीमा, प्रहंताएं प्रावि : --- उक्त पदों पर भर्ती की विधि, प्रायू सीमा अर्हताएं तथा अन्य बाते वहीं होंगी जैसा कि उक्त 
अनसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं । 

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा 
अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आय सीमा शिथिल की जा सकती है । 

4 अनर्हता : कोई व्यक्ति ; 
( क ) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता करती है अथवा विवाह की संविदा करता / करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी 

जीवित हो , अथवा 
( ख ) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता | करती है अथवा विवाह की संविदा 

करता / करती है , उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 
परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य प्राधार है, किसी भी व्यक्ति की इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 

5 शिथिल करन की शक्ति : ---जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूश है वहां वह कारणों को 
लिखित रुप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को आदेश जारी कर शिथिल 
कर सकती है । 

6 अपवाद :- - इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किय गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 
जन जाति और अन्य विशिष्ट वर्गी के व्यक्तियों के लिये जिन भारक्षणों तथा अन्य रिपायतो की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में 
निहित किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


052 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972/ PHALGUNA 14, 1893 


[ PART II 


अनुसूची 


पद का नाम 


वेतनमान 


पों की वर्गीकरण 
संख्या 


पद सलेक्शन है 
अथवा नान -सलै - 


सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित 
आयु सीमा , शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं 


क्शन 


2 


3 


4 


5 


अ निदेशक (स्कूल 
स्वास्थ्य शिक्षा ) 


1300 - 60 - 
1600 रु० 


1 सामान्य ] 

केन्द्रीय 
सेवा श्रेणी - 1 
राजपत्रित ) 
अननुसचिवीय 


लागू नहीं होता 45 वर्ष और कम अनिवार्य : 

( सरकारी कर्म - ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त 
चारियों के लिये विश्वविद्यालय से कला 
शिथिलनीय ) अथवा विज्ञान में मास्टर 

डिग्री प्रयवा इसके समकक्ष । 
( 2 ) शिक्षण प्रथया शिक्षा 
में डिग्री अथवा डिप्लोमा । 
( 3 ) शिक्षा में लगभग 12 
वर्ष का अनुभव जिसमें से 
लगभग 7 वर्ष का अनुभव 
स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा और 
अध्यापक प्रशिक्षण से 
सम्बन्धित योजना समन्व 
यन, संगठन तथा पर्य 
द्वेक्षण कार्य का हो । 
( 4 ) प्रशासनिक अनुभव । 
( उम्मीदवारों के अन्यथा 
सुयोग्य होने की स्थिति 
में प्रायोग के विवेक पर 
प्रहताएं शिथिलनीय ) 


वांछनीय : 
डिप्लोमा पाफ - पब्लिक हैल्थ 

मास्टर इन पब्लिक हेल्थ , 
मास्टर आफ साइंस इन 
हाईजीन अथवा पब्लिक 
हेल्थ इत्यादि की भांति लोक 
स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर 


प्रर्हता । " 2 


- 


- 


- - - - 


- 


SEC. 3 (i) 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 


653 


क्या पदोन्नति से रखे परिधीक्षा की भर्ती का तरीका सीधी पदोन्नति प्रतिनियुक्ति यदि विभागीय, परिस्थितियां जिनमें 
जाने वाले उम्मीदवारों अवधि यदि कोई भर्ती द्वारा या पदोशति स्थानान्तरण के द्वारा पदोन्नति समिति भर्ती के लिए संघीय 
के मामले में प्रत्यक्ष हो । के द्वारा अथवा स्था - भर्ती के मामले में यह है तो उसका क्या लोक सेवा प्रायोग से 
भर्ती किए जाने वाले 

नान्तरण के द्वारा तया ग्रेड जिससे पदोन्नति गठन है । परामर्श लिया आता 
व्यक्तियों के लिएनिर्धा 

विभिन्न तरीकों द्वारा प्रतिनियुक्ति स्था 
रित पाय मोर शैक्षिक 

भरे जाने वाले पदों नान्तरण किया जाना 
अर्हताएं लागू होंगी । 

की प्रतिशतता । है । 


10 


11 


12 


13 


लागु नहीं होता 


2 वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


संघीय लोक सेवा 

आयोग (परामर्श 
छूट ) विनियमावली 
1958 के अधीन , 
यथोपेक्षित । 


- - 


- 


- 


- 


- 


[ सं० ए० 12018/ 13/ 71-स्थापना ( नीति ) ] 


G . S . B . 260. - --In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 308 of the Constitution, the Presi 
dent hereby makes the following rules regulating the 
method of recruitment to the post of Deputy Director 
(Research ) Central Health Education Bureau in the Di 
rector General of Health Services, namely : - - 

1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These rules 
may be called the Directorate General of Health Ser 
vices, Deputy Director ( Research ) Central Health Edu 
cation Bureau Recruitment Rules , 1972 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


of persons in accordance with the general orders of 
the Central Government issued from time to time. 
5 . Disqualification . — No person ; 
( a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spouse living , or 
( b ) who , having a spouse living , has entered into 

or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post ; 

Provided that the Central Government may, if satis 
fied that such marriage is permissible under the per 
sonal law applicable to such persons and the other 
party to the marriage and there are other grounds for 
so doing , exempt any persons from the operation of 
this rule , 


2 . Application . These rules shall apply to the post 
specified in column 1 of the Schedule annexed to these 
rules . 

3 . Number , classification and scale of pay . — The num 
ber of post, its classification and the scale of pay at 
tached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 
of the said Schedule . 


6 . Power to relax . - Where the Central Government is 
of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do , it may , by order , for reasons to be recorded in 
writing and in consultation with the Union Public Ser 
vice Commission relax any of the provisions of these 
rules with respect to any class or category of persons . 


4 . Method or recruitment, age limit , qualifications 
etc. - The method of recruitment to the said post , age 
limit, qualifcations and other matters relating thereto 
shall be as specifled in columns 5 to 13 of the said Sche 
dule : 

Provided that the upper age limit prescribed for di 
rect recruits may be relaxed in the case of Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and other special categories 


7 . Saving. - -Nothing in these rules shall aflect reser 
vations and other concessions required to be provides 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other 
special categories of persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


654 


THE GAZETTE OF INDIA ; MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


[PART II.-- 


- 


THE SCHEDULE 


Nime of Post 


No of 
Posts 


Classification 


Scale of Pay 


Whether Age limit for 
Selection direct recruits 
Popt or non 
Selection Post 


Educational and other qualifica .. 
t ions required for direct 

Iecruits 


5 


Deputy Director 

(Research ) 


GeneralCentral Rg. 1300 — 604 

Service Clagg I 1600 
Gazetted 


Not applicable 45 years (Relax 

Essential 
able for Govern - ( ) First Class Master s degree 
ment servants) in Anthropology, Psychology 

or Sociology of a recognised 

University or equival Lont 
( it) About 12 years experience in 

applied or field research in 
Social Science on problems 
related Oruraldevelopment of 
which about 7 years should be 

in behavioural research re 
lated to health and health edu 

cation problems. 
( iit) Teaching experience in a 

recognised Public Health In 

stitute . 
(Qualifications relaxable at 

Commission s discretion in 
case of candidates otherwico 
Well qualified ) . 


Desirable : 
A post - graduate qualification in 

Public Health Iko Master of 
Public Health , Master of 
Scicnce in Hygine or Publio 
Health , 


Whether age and edu - Period of 

cational qualit : itions probation , 
prescribal for direct re - if any, 
cruits will apply in the 
cage of Pronolocs . 


IC a D . P . C . exists, 
what is its compo 

sition 


Method of recruitinent In case of recruit 

whether by direct re - ment by promotion 
cruitmynt or by promo- deputation / transfer , 
tion or by cleputation / grades from which 
tringfer and percentage promotion deputa 
of the vacancies to be tion /transfer to be 
filled by various methods 

made 


Circumstancess in 
which U . P . S . C . is to 

be congulted in 
making recruitment. 


9 


10 


II 


12 


13 


Notapplicable 


2 yours 


By direct recruitinint 


Not applicable 


Not applicable 


As required under the 

Union Public Ser 
vice Commission 
(Exemption from 
Consultation )Rogu 
lations, 1938 . 


- 


- 


[No, A , 12018 / 14 / 71- Estt. ( P .) ] 

R . N . SINHA , Under Secy . 


Stc. 3(i)] 


THE GAZETTE OF INDIA ; MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


655 


जी० एस० प्रार० 260. - - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदवारा 
स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में उप निदेशक ( अनुसंधान ) के पद की भर्ती विधि को विनियमित करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात - - 

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.- - ( 1 ) ये नियम स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो उप निदेशक ( अनु 
मन्धान ) भर्ती नियमावली 1972 कहलाये जा सकेंगे । 

( 2) के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे । 
2. उपयोजन.- - ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे । 

3. संख्या , वर्गीकरण तथा बेतनमान. - पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 
2 से 4 में निर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की विधि, प्रायू सीसा पहताएं, प्रावि.- - उक्त पदों पर भर्ती की विधि आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बाते वही होंगी जैसा कि 
उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं । 

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किये गये सामान्य प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जानि तथा 
अन्य विशष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है । 

5 . अनर्हता. - - कोई व्यक्ति ; 
( क ) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता /करती हैं अथवा विवाह की संविदा करता / करती है जिसका कि पति या जिसकी 

पत्नी जीवित हो , अथवा 
( ख ) ओ व्यक्ति एक प्रति/एक पत्नी के जीविन रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा 

करता / करती है । 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि एसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लाग होने वाली विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है, पीर ऐसा करने के अन्य प्राधार हैं , किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 

6. शिथिल करने की शक्ति. - - जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना प्रावश्यक अथवा इच्छानुकल है यहां यह कारणों को 
लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को प्रादेश जारी कर शिथिल 
कर सकती ह । 


7. अपवाद. - - इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 
जन जाति और अन्य विशिष्ट वगों के व्यक्तियों के लिए जिन पारक्षगों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में 
निहित किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


656 


856 


THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 4, 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


( PART 11 


अनुसूची 


पद का नाम 


पदों की 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


संख्या 


पद सलैक्शन है सीधी भर्ती के सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित 

अथवा लिए प्रायु शैक्षिक तथा अन्य अहंताएं 
नान - सलैक्शन सीमा 


__ 1 


2 


3 


1 


उप निदेशक 
( अनुसन्धान ) 


सामान्य केन्द्रीय 
सेवा श्रेणी - 1 
राजपत्रित 


1300 - 60 
1600 रु० 


लागू नहीं 
होता । 


45 वर्ष अमिवार्थ : 
( सरकारी ( i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
कर्मचारियों विद्यालय से मानव विज्ञान , 
के लिये मनोविज्ञान प्रपंचा समाज 
शिथिल विज्ञान में प्रथम श्रेणी की 
नीय ) मास्टर डिग्री प्रथवा इसके 

समकक्ष । 
( ii ) ग्राम विकास सम्बन्धित 

समस्याओं पर माघारित 
सामाजिक विज्ञान में व्यावहा 
रिक अथवा क्षेत्रीय अनु 
सन्धान कार्य का लगभग 12 
वर्ष का अनुभव जिसमें से 
स्वास्थ्य एव स्वास्थ्य शिक्षा 
समस्याओं से सम्बन्धित प्राचर 
णीय अनुसन्धान में लगभग 

सात वर्ष का अनुभव हो । 
( iii ) किसी मान्यता प्राप्त लोक 
स्वास्थ्य संस्थान में शिक्षण का 
अनुभव ( अथवा सुयोग्य अर्हता 
प्राप्त उम्मीदवारों के मामल में 
आयोग की स्वेच्छा पर प्रह 
ताए शिथिलनीय हैं ) 


पांछनीय । 


मास्टर प्राव पब्लिक हेल्थ . 

स्वास्थ्य विज्ञान अथवा लोक 
स्वास्थ्य में मास्टर प्राव साइस 
की भांति लोक स्वास्थ्य में 
स्नातकोतर पाता । 


SEC. 3(1) 


THE GAZETTE OF INDIA ; MARCH 4, 1972/ PHALGUNA 14 , 1893 


657 


क्या पदोन्नति से रख परिवीक्षा भर्ती का तरीका सीधी भर्ती पदोन्नति प्रतिनियुक्ति / स्था - यदि विभागीय परिस्थितियां जिनमें 
जाने वाले उम्मीदवारों की द्वारा या पदोडति के द्वारा नान्तरण के द्वारा भर्ती के पदोन्नति समिति भर्ती के लिए संघीय 
के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती अवधि अथवा स्थानान्तरण के द्वारा मामले में वह रोड जिससे है तो उसका क्या लोक सेवा प्रायोग से 
किये जाने वाले व्यक्तियों यदि तथा विभिन्न तरीकों द्वारा पदोन्नति प्रतिनियुक्ति / स्था . गठन है परामर्श लिया जाता है 
के लिए निर्धारित पाय कोई हो भर जन वाले पदों की नान्तरण किया जाना है । 
पौर शैक्षिक महताएं 

प्रतिशतताः । 
लागू होंगी । 


89 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता संघीय लोक सेवा 

पायोग ( परामर्श से 
छूट ) नियमावली , 
1958 के अधीन 
यथापेक्षित । 


- 


. 


- 


. 


[सं० ए०. 12018/ 14/ 71-स्थापना ( नीति ) ] 

रबीन्द्र नाथ सिन्हा , प्रवर सचिव । 


MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE 

(Department of Education ) 

New Delhi, the 22nd January 1972 
G . S . R . 261. - - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , and in 
supersession of the existing rules on the subject, the 
President hereby makes the following rules regulating 
the method of recrultment to Class I and Class II posts 
in the National Fitness Corps Directorate under the 
Ministry of Education and Social Welfare , (Department 
of Education) , namely : 

1 . Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules 
may be called the National Fitness Corps Directorate 
( Class I and Class II Posts) Recruitment Rules , 1972. 

( 2 ) They shall come into force on the clate of their 
publication in the Official Gazette . 

2. Application. These rules shall apply to the posts 
specified in column 1 of the Schedule annexed to these 
Rules . 

3 . Number of posts , olassification and scalo of pay ... 
The number of the gaid posts, their classification and 
the scales of pay attached thereto shall be as specified 
in columns 2 to 4 of the said Schedule . 

4 . Method of recruitment, age limit, qualifications 
oto . - - The method of recruitment, age limit, qualifica 
tions, and other matters relating to the said posts shall 


be as specified in columns 6 to 13 of the Scheduleatore 
saidy 
5 . Disqualificationp . -- No person. 
( a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spouse living, or 
( b ) who , having a spouse living, has entered into 

or contracted a marriage with any person , shall 
be eligible for appointment to any of the said 

posts : 
Provided that the Central Government may, if satis 
fled that such marriage is permissible under the per 
sonal law applicable .to such person and the other party 
to the marriage and there are grounds for 80 doing , 
exempt any person from the operation of this rule. 

6 . Powor to relax . — Where the Central Government is 
of opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may, by order and for reasons to be recorded in writing 
and in consultation with the Unior Public Service Com 
mission , relax any of the provisions of these rules with 
respect to any clags or category of persons or posts . 
___ 7 . Saving. - Nothing in these rules shall affect reser 
vation and other concessions required to be provided for 
the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other 
categories of persons in accordance with the orders 
issued by the Central Government from time to time in 
this regard , 


658 


[ PART II.- - 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14, 1893 
- — _ - _ - - - - 

- - - 


- 


- - 


- 


mm 


- 


- 


SCHEDULE 


Rocrultmont Rules for Class I and Class II Gacetted Posts in the National Fitness Corps Directorate under the Ministry of Education 

and Social Welfare, 


Name of Post 


No. of 
Posts 


Classifi 
cation 


Scale of 

Pay 


Educational & other qualification: 6 
required for direct recruits , 


Whether Age limit 
selection for direct 
post or non - recruta 
gelection 
post, 


1, Director General, National 

Fitness Corps , 


Rs. 
1800 - 100 - 
2000 


Not 
Applicable 


General 
Central 
Service 
Clagg I 
(Gazetted ) 


Preferably Essential: 
below so yrs. (1) A degree of a recognised Uni 

versity or equivalent, 


( 1) About 12 Years general admi 
nistrative experience in a re 
ponsible capacity with ability and 
capacity for organisation , in 
civil /Military organisation , or 
in an Institute of teaching/ 
training in Physical Education 


(Qualifications relaxable at the dis 

cretion of the Union Public Ser 
vice Commission in case of 
candidates otherwise well quall 

fied . ) 
Destrable : 
(1) Proficiency in Sports And 
· games , 
( II ) Experience of organising Mili 

tary /Physical training and /or 
Physical Training Camps/ 

Courses . 
(ill ) Knowledge and back - ground 

of current developments in 
physical education . 


Whether age and educational Period of 
qualifications prescribed for probation 
direct recruits will apply if any . 
In the case of promotees , 


Circumstances in 
which UPSC is to be 
consulted in making 
recruitment, 


Method of rectt . In case of Rectt, by If a DPC cxists what 
whether by direct promotion deputation / işita composition 
rectt . or by promotion transfer , grades 
or by deputation /tra- from which promo 
nsfer and percentage tion deputation /trans 
ofthe vacancies to be fer to bemade. 
filled by various 

methods. 


IO 


II 


13 


Not applicable . 


2 Years 


By transfer /depu - 

tation , failing 
which by direct 
recruitment . 


As required under the 
Union Public Service 
Commissior (Exemp 
tion from Congulta 
tion ) Regulatiors , 
1958 . 


By Transfer / depu - Not applicable . 
tation of an officer 
ofthe Armed Forces 
not below the rank 
of Colonel or its 
cqulyalcnt , failing 
which by direct 

recruitment of — 
( a ) A retired Officts 
of the Armed Fot 
ces not below the 
rank of Colonel of 

its cquivalent ! or 
( b ) A civllian (Pe. 
riod of deputation 
ordinarlly not ex 
ceeding 5 years ). 


M 


Szc . 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA ; MARCH 4 , 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 


659 


2 . Director, Nadopal Fitness 

Corpo . 


Rs. 1100- 50 - 1400 


Not 
applicable 


Not 
applicable 


Not applicable 


I General 

Central 
Services 
Class 1 
(Gazetted ) 


- 


- - - 


- 


11 


12 


13 


Not applicable Not 

applicable . 


By Transfer /deputation 


Transfer / Doputation : 

Not 

applicable. 
Officer of in all India Service or of 
Central Class I Services or GradcI 
of the CentralSecretariat Service . 


A . required under the 
Union Public Service 
Commission (Exemption 
from Consultation ) 
Regulation , 1938 . 


(Period of deputatlon ordinarlly not 

exceeding 3 y 8 ). 


3. Deputy Director 


Ra. 700 - 40 - 900 . 


Selection 


General 
Cantrel 
Service 
Clan II 
(Gazetted ) 


Not " Essential : 
exceeding 
40 years A degree of a recognised 
( relaxable University or < quivalent. 
for Govt. 
gervants) . (1 ) About 5 years administrativo 

experience in a responsiblo 
capacity , preterably in the 
Education Department of 
Goyt, or in a recognised 

touching Institution . 
Qualifications relaxable at the 

discretion of the Union 
Public Service Commission 
In caso of candidatco other 
wise well qualifiod , 


Desirable : 
Experience of Organising physical 

training campa /coursce . 


. 


IO 


12 


Not applicable 


Two 
year . 


mcat. 


50 % by promotion failing which Promotion : 

Clegg II As required under the 
by tranofer/ deputation and 

Depart- Union Public Service 
failing both by direct recruit Assistant Director , N . F . C . with mental Commigsion (Exemption 

about y yours regular service in promotion . from Consultation 
the gredo. 

Committee . Regulations 1998.) 
Transfor Deputation : 
Section Officer with about 3 years 

service in the grade. 
(Period of deputation ordinarily 

not exceeding 3 years ) . 


660 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


[ PART II— 


4. Assistant Director 


Selection 


General Ro. 400 — 25 - 500 - 30 - - 
Central 590 - EB - 30830 
Service 

EB_ - 35 900 . 
Class II 
(Gazetted ) . 


Not Essential : 
exceeding 
40 years ( A degree of a recognised 
(relaxable University or equivalent, 
for Govt. 
Bervant) . 

(it) About 3 years (administrative 

experience in # responsible 
capacity , prefersibly in the 
Educational Department of 
Government or in a recog 

niscd tcaching Institution . 
Qualifications relaxable at the dir 

cretion of the Union Public 
Service Commission in case 
of candidates otherwiso 
well qualified . 


Dasirable : 

Experience of work 
connected with Physical 
training camps / courses and 
youth welfarc activities , 


10 


12 


2 years 


Ago : No 
Qualifcations : 


YCB 


( Essential only 


50 % by promotion , falling by 
which transfer on deputation 
and failing both by direct 
recrwtment 
50 % by transfer/deputation fall- 
ing which by direct recruitment. 


Promotion : 

Class II As required under the 
Superintendent N . F . C . with S Depart - Union Public Service 
years rcgular service . 

mental Commissign ( Excmр од 

Promotion from Consultation 
Transfer /Doputotim : 

Committee . Regulations ) 1958 . 
Section Officers of the Central 

Secretariat Service with about 
two years service in the grado , 


(Period of deputation ordinarily 

not exceeding 3 years). 


I 


5 Autut Director (Accounts ) 


Not Not 
applicable. applicablo . 


Not applicable 


[ General Rs 400 - 

2 50030 
Control 596 - EB - 30 — 830 
Service EB - 35 - 900. 
Clegg II 
(Gazeted ). 


10 


II 


12 


13 


Not applicable Not 

applicable . 


By Transfer /Deputation 


Transfer / Deputarlon : 


Not As required under the 
applicable . Union Public Service 

Commission (Exemption 

from Consultation ) 
Regulations 1958 . 


Suitable Accounts Officers failing 
which permanent SAS Accoun 
tants with 5 years service in the 
grade from any of the organised 
Accounts Departmentyiz . Indian 
Audit and Accounts Department 
and Indian Railway Accounts 
Department. 


(Period of deputation ordinarily 

not exceeding 3 years ). 


[No. A . 12018 / 4 / 71- YSI (3 ).] 
P . KRISHNAMOORTHI, Dy. Secy , 


_ SEC. 3 (1 ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972/PHALGUNA 14, 1893 


661 


शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 


( शिक्षा विभाग )] 

नई दिल्ली , 22 जनवरी 1972 
जी० एस० आर० 261 : -- संविधान के अमुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त पित्तयों का प्रयोग करते हुए सपा इस 
विषय पर विद्यमान नियमों के अधिक्रमण में , राष्ट्रपति , इसके द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ( शिक्षा विभाग ) के अधीन राष्ट्रीय 
स्वस्थता कोर निदेशालय में पहली तथा दूसरी श्रणी के पदों में भर्ती के लिये भर्ती प्रणाली का नियमन करने के हेतु निम्नलिखित नियम बनाते 
है अर्थात् : 


1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ. -- ( 1) इन नियमों को राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय (पहली तथा दूसरी श्रेणी के पद ) भर्ती 


. नयम 1972 कहा जायें । 

( 2) ये नियम सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से लागू होंगे । 


2. प्रयोज्यता.-- इन नियमों से अनुबन अनुसूची के कालम एक में निर्दिष्ट पद के लिये पह नियम लागू होंगे । 


3. पदों की संख्या , वर्गीकरण और सम्मान . - - उक्त पदों की संख्या , सनका वर्गीकरण तथा उनके वेतनमान उसी प्रकार होंगे, 


जिस प्रकार उक्त मनसूची के फालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट हैं । 


4. भर्ती प्रणाली, प्रायु सीमा, अर्हतायें प्रादि ----इन पदों के लिये भर्ती को प्रणाली, मायु सीमा, महतायें तथा भर्ती से सम्बन्धित 


प्रम्य विषय उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं । 


5. प्रमीयतायें.-- कोई भी ऐसा व्यक्ति : 

( क ) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह का प्रमुबन्ध प्रथवा विवाह करता है जिसकी परमी या पति जीवित हो, प्रयवा 


( ख ) जो पति / पत्नी के रहते हुये किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का प्रमुबन्ध अथवा विवाह करता है, यह उयत पद पर नियुक्ति 

के लिये पात्र नहीं होगा । 


. बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि उस ग्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लाग होने वाले वैयक्तिक 
कानून के अधीन ऐसे विवाह की अनुमति है तथा ऐसा करने के कुछ प्रम्य प्राधार भी हैं , तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे 
सकती है । 


6. रियायत देने का अधिकार - - यदि केन्द्रीय सरकार रह समझ कि ऐसा करना प्रावश्यक या उचित है , तो यह कारणों का 
लिखित प्रभिलेख रखते हए तथा संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों या पदों के सम्बन्ध में इन 
नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत देने का मादेश दे सकती है । 


लिखित अभिलेख रखते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के पराम 


7. प्रतिवरल -इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय सयम पर जारी किये गये मावेशों के अनुसार अनसूचित जाति , 
अनुसूचित प्रादिम जाति सपा अभ्य वर्गों के व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रपेक्षित रियायतों तथा पारक्षणों को इन नियमों में से कोई 
भी प्रभावित नहीं करेंगे । 


662 


THE GAZETTE OP INDIA : MARCH 4, 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


[ PART 


- 


अनुसूची 
राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में भेणी 

1 नपा श्रेणी के राजपत्रित पदों के लिए भती नियम 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


प्रबरण पा प्रत्यक्ष भती वालों प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिये 
है अपवा के लिये मासु सीमा निर्धारित शैक्षिक योग्य 
मप्रवरण पत " 


पर्य 


1. महानिदेशक 

राष्ट्रीय स्वस्थता 


सामान्य केन्द्रीय 
सेवा वर्ग - 1 राण 
पवित । 


6. 1800 - 100 लागू नहीं 
2000 

होता । 


60 वर्ष से कम 
कोरीयता । 


पनि : 
1. किसी मान्यता प्राप्त रिप 
विद्यालय से शिपाया उसके 


2. किसी जिम्मेवार पर पर 
लगभग 12 वर्ष का 
सामान्य प्रशासनिक मनु 
भव साप में किसी सिविल ) 
सेना के संगठन मथवा 
शिक्षण संस्थान / शारीरिक 
शिक्षा प्रशिक्षण के संचा 
लम में योग्यता तथा 
समता ( यदि उम्मीदवार 
अन्यया सभी प्रकार से 
पाहता प्राप्त हो तो संग 
लोक सेवा प्रायोग की 
इच्छा पर महंतामों में 

छूट दी जा सकती है । 
पाचनीय : 
1. खलों में प्रवीणता । 
2. सैनिक / शारीरिक शिक्षा 
तथा प्रथवा शारीरिक 
शिक्षा के शिविरोंपादन 
कमों के पायोजन का मनु 
भव । 


3. शारीरिक शिक्षा के 
बर्तमान विकासों की 
पृष्ठ भूमि का मान । 


SEC. 3(1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


663 


क्या प्रत्यक्ष भर्ती वालों परिवीक्षा की भर्ती की प्रणाली तथा यदि भर्ती पदोन्नति प्रति - यदि विभागीय जिन परिस्थितियों में 
के लिये निर्धारित की अवधि यदि प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा प्रथया नियुक्ति रूप । तबादले द्वारा पदोन्नति समिति हो मर्ती करने के लिये संघ 
गई मायु पौर शैक्षिक कोई हो तो पदोन्नति द्वारा प्रथया की आमी हो सो उन अंडों तो उसकी संरचमा लोक सेवा प्रायोग से 
योग्यताएं पदोन्नत 

नियुक्ति तबादले और के नाम जिनसे पदोन्नति । क्या है परामर्शकिया जाना है । 
म्पषितयों के मामले में 

विभिन्न प्रणालियों द्वारा प्रतिनियुक्ति तबादला 
भागू होंगी 

भरे जाने वाले स्थानों किया जाना है 
की प्रतिशतता 


10 


__ 11 


12 


13 


मागू नहीं होता । 


2 वर्ष 


तबादलेोप्रतिनियुक्ति 
द्वारा प्रन्यया सीधी 
प्रती बारा 


जैसा कि संघ सेक 
सेवा प्रायोग ( परा 
ममे से छूट ) विनियम 
1968 के मधीन प्रपे 
मित है । 


सशस्त्र सेना के कर्मल प्रथवा लागू नहीं होता । 

उसके बराबर के पद के 
किसी अधिकारी के तबा 
दलोप्रतिनियुक्तिवारा! 
प्रन्यपा निम्नलिखित से 
सीधी भर्ती द्वारा : 
( क ) सशस्त्र सेनापों के 
किर्नल अथवा उसके परा 

र के पद का कोई सेवा 
निवत्त अधिकारी प्रया 
( ब ) कोईसिविलियन ( प्रति 
नियुक्ति की अवधि सा 
धारणतया पांच वर्ष से 
अधिक नहीं होगी ) । 


5 


2. निदेशक, राष्ट्रीय 
स्वस्थता कोर 


1 


लागू नहीं होता । सागू नहीं होता । 


सामान्य केन्द्रीय रु० 1100 - -- 50 लागू नहीं 
सेवा वर्ग - 1 

1400 होता । 
राजपवित । 


10 


___ 11 


12 


13 


लाग नहीं होता । 


लागू नहीं 
होता । 


तबादले प्रतिनियुक्ति 
द्वारा । 


तबादलप्रतिनियुक्ति : लागू नहीं होता । जैसा कि संघ लोक 
अखिल भारतीय सेवा अथवा 

सेवा पायोग ( परा 
केन्द्रीय श्रेणी 1 सेवा । 

मर्श से छूट ) विनियम , 
अथवाकिन्द्रीय सचिवालय 

1958 के मधीन मपे 
सेवा प्रेड 1 का अधिकारी 

क्षित है । 
( प्रतिनियुक्ति की प्रधि 
साधारण तया 5 वर्ष 
अधिक नहीं होंगी ) । 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


[ PART II 


3 . उप -निदेशक 


सामान्य केन्द्रीय रु . 700 - 40 - प्रवरण 
सेवा वर्ग - II राज - 900 
पत्रित । 


40 वर्ष से अधिक मावश्यक 
मही ( सरकारी 1. किसी मान्यताप्राप्त 
कर्मचारियों के लिये विश्वविद्यालय से डिग्री 
छूट ) । 

अपवा उसके तुल्य । 
2 . किसी जिम्मेदार पद 
पर पांच वर्ष के लगभग 
का प्रशासनिक अनुभव 
सरकार के शिक्षा विभाग 
अथवा किसी मान्यता प्राप्त 
शैक्षिक संस्था में की गई 
सेवा को वरीयता दी 
जायेगी । 
पदि उम्मीदवार अन्य सभी 
प्रकार से प्रर्हताप्राप्त हो 
तो संघ लोक सेवा आयोग 
की इच्छा पर अहंतामों 
में छूट दी जा सकती 


वाचनीय : 
शारीरिक शिक्षा के कैम्पों / 
पाठ्यक्रमों के प्रायोजन 
का अनुभव । 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता । 2 वर्ष । । 


50 प्रतिशत पदोन्नति पदोन्नति : 

वर्ग 2, विभागीय जैसा कि सष लोक 
द्वारा , जिसके न होले रा० स्व० कोर का सहायक पदोन्नति समिति । सेवा आयोग (परा 
पर तबादले। प्रतिनियक्ति निदेशक , जिसकी उस ग्रेड 

मर्श से छुट ) विनियम 
द्वारा तथा इन दोनों के मै लगभग 5 वर्ष की नियमित 

1958 के अधीन 
म होने पर सीधी भर्ती सेवा है । 

मोक्षित है । 
द्वारा । 

तबावला/ प्रतिनियुक्ति : 
प्रेड में लगभग 5 वर्ष 
की सेवा वाला अनुभाग 
माधिकारी ( प्रतिनियुक्ति 
की अवधि साधारणतया ३ 
वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 


SEC. 3 (i) 


THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 4, 1912/PHALGUNA 14, 1893 


665 


45 


4 . सहायक निदेशक 


1 


सामान्य केन्द्रीय 10400 - 25 - प्रवरण 
सेवा वर्ग - 2 राज - 500 - 30 - 590 
पत्रित । दरो० - 30-- 

800 -दरो० 
35 - 9001 


40 वर्ष से अनिवार्य : 
अधिक नहीं किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
( फेन्द्रीय कर्म विद्यालय से डिपी अपवा 
पारियों के उसके तुल्य । 
लिये फूट ) । 2. किसी जिम्मेवार पद 

पर लगभग 3 वर्ष का 
प्रशासनिक अनुपव , सर 
कार के शिक्षा विभाग 
अथवा मान्यताप्राप्त 
पक्षिक संस्था की सेवा 

को वरीयता दी जायेगी । 
यदि उम्मीदवार अन्य सभी 
प्रकार से पईताप्राप्त हो 
तो संघ लोक सेवा प्रायोष 
की छा पर महंतामों 
में छूट दी जा सकती है । 
पाचनीय । 
थारीरिक शिक्षा शिविरों, 
पाठ्यक्रमों तया युवक 
कल्याण कार्यकलापों में 
सम्बन्धित कार्य में अनुभव 


8 


10 


11 


12 


13 


2 वर्ष 


प्रायु - नहीं 
महंताय — हाँ 
( केवल अनिवार्य ) 


50 प्रतिशत पदोन्नति पदोन्नति : 

वर्ग - 2 विभागीय पंसा कि संघ लोक सेवा 
द्वारा , न मिलने की पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले पदोन्नति समिति । पायोग (परामर्ष है 
स्थिति में प्रतिनियुक्ति रा . स्व . कोर के अधीक्षक । 

छूट ) विनियम , 1958 
पर तबादले द्वारा तथा तबावला / प्रतिनियुक्ति 

के अधीन अपेक्षित है । 
दोनों के न होने पर ग्रेड में लगभग दो 
सीधी भर्ती द्वारा । वर्ष की सेवा केन्द्रीय 
50 प्रतिशत तबादले सचिवालय सेवा के 
प्रतिनियुक्ति द्वारा , अनुभाग अधिकारी । 
जिसके न होने पर (प्रतिनियुक्ति की अवधि 
सीधी भती वारा । साधारणतया 3 वर्ष से 

अधिक नहीं होगी ) । 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 


065 


( PART II 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


5. सहायक निदेशक 

( मेवा ) 


1 


लागू नहीं होता । लागू नहीं होता । 


सामान्य केन्द्रीय रु० 400 - 25 - लागू नहीं 
सेवा श्रेणी - 

2 500- 30 - 590 -. होता । 
राजपवित । दरो0 - 30 

830 -दरो० - 35 - 900 


- 


- 


- 


- 


9 


10 


. 


_ 11 


12 


12 


लागू नहीं होता । 


लागू नहीं 
होता । 


जैसा कि संघ लोक 
सेवापायोग (परामर्श 

से छूट ) विनियम , 
1988 के अधीन 
अपेक्षित है । 


तबादले प्रतिनियुक्ति के तलापला/ प्रतिनिति लागू नहीं होता 

उपयुक्त लेखा अधिकारी 
जिसके न मिलने पर स्थायी एस . 
ए० एस० लेखापाल , जिनकी 
भारतीय लेखा परीक्षा तथा 
रेलवेलेखा विभाग सपा भारतीय 
लेखा विभाग जैसे संगठित 
लेखा विभागों में से किसी 
विभाग में ग्रेड में पांच वर्ष की 
सेवा हो । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि 
साधारण तया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


[ संख्या ए० 12018 /4/ 71-वाई० एस० 1-3] 

एस० कृष्ण मूर्ति , उपसचिव , 


SEC. 3 (i) 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 


667 


New Delhi, the 10th February 1972 
G . S . R . 262 . . In pursuance on clause ( d ) of sub 
section ( 1 ) of section 2 of the Victoria Memorial Act , 
1903 (10 of 1903 ) and of rule 1 of the rules framed 
under section 5 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby nominates the Right Reverand Joseph 
Amritanand . Lord Bishop of Calcutta, 51 Chowringhee 
Road , Calcutta - 16 , as a Trustee of the Victoria Memo 
rial Calcutta vice Shri Frank Anthony, for a period of 
five years from the date of publication of this notifica 
tion in the Gazette of India . 

[ No. F . 6- 36 / 70 -CAI ( 5 ). ] 
SARAN SINGH , Under Secy . 


श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

नई दिल्ली , 7 फरवरी, 1972 
सा० का०नि० 263 -- - कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार 
मेंशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) की धारा 
की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि 
स्कीम , 1952 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
स्कीम बनाती है, अर्थात् : - - 


( सांस्कृतिक विभाग ) 


नई दिलो 10 फरवरी, 1972 


जी० एस०पार० 262 -~- विक्टोरिया स्मारक अधिनियम , 
1903 (1903 का 10वां ) की धारा 2 उप धारा ( 1 ) के खण्ड 
( घ ) और उक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत गठित नियमों 
के नियम 1 के अनुसारण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा राईट 
रेत्रड जासफ अन्तानन्द , लार्ड विशप आफ कलकत्ता , 51 चौरंगी 
रोड, कलकत्ता - 16 को श्री फ्रक एयोनी के स्थान पर भारत के 
रोड, कलकत्ता -- 16 को श्री फेक एयोनी क स्थान पर भारत के 
गजपत्र में इस अधिसूचना की प्राशन की तारीय 3 पांच वर्षी 
की अवधि के लिए विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के न्यामी 
के रूप में नियुक्त करते हैं । 


(i ) इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि ( संशोधन ) 

स्कीम , 1972 होगा । 
(ii ) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 1952, में पैरा 1 के 

उपरा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) में , उपखण्ड ( 68 ) , 
उपखण्ड ( 69 ) के रूप में पुर्नसांख्यिाकित किया 
जाएगा और इस प्रकार पुर्नसंख्याकित उपखण्ड ( 69 ) 
से पूर्व निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया 

जाएगा, अर्थात् : - - 
" ( 68 ) भारत सरकार के श्रम , नियोजन और पुनर्वास 

मन्त्रालय ( श्रम और नियोजन विभाग ) की अधि 
सुचना सं० मा० का० नि० 1988 तारीख 22 

नवम्बर , 1971 की बाबत ; 
1971 के नवम्बर मास के तीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे । 

[ सं० 5/ 189/ 66-पी एफ -II ] 
दलजीत सिंह , अवर सचिव । 


[ स० 6 - 36/ 70 - सी०ए०प ई ( 5 ) ] 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

( Department of Mines ) 
New Delhi, the 7th February 1972 
G . S . R . 264.. -In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution, the Presi 
dent hereby makes the following rules further to amend 
the Geoiogical Survey of India including Exploration 
Wing (Class I and Class II posts ) Recruitment Rules , 
1967, namely : 


सरनसिंह , अवर सचिव 

-~- ~ ~- . -- - - - 
MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

(Department of Labour and Employment) 

New Delhi, the 7th February 1972 
G . S . R . 263. - In exercise of the powers conferred by 
section 5 , read with sub - section ( 1 ) of section 7 of the 
Employees Provident Funds and Family Pension Fund 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the Central Government hereby 
makes the following Scheme further to anend the Em 
loyees Provident Funds Scheme, 1952, namely : 
(i) This Scheme may be called the Employees 

Provident Fund ( Amendment) Scheme, 1972. 
( ii ) In the Employees Provident Funds scheme, 

1952, in clause ( b ) of sub - paragraph ( 3 ) of para 
graph 1 , sub- clause ( LXVIII ) shall be renum 
bered as sub - clause ( LIX ) and before sub - clause 
( LIX ) as so reunmbered , the following sub 

clause shall be inserted, namely : : 
“ (LXVIII) as respects factories engaged in the 

winding of thread and yarn reeling covered by 
the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, Employment and 
Rehabilitation (Department of Labour and 
Employment) No . G . S . R. 1988 dated the 22nd 
November , 1971 come into force on the 30th 
day of November, 1971 ". 

[ No. 5 / 189 / 66 / PF.- II .] 
DALJIT SINGH , Under Secy . 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Geological Sur 
vey of India including Exploration Wing (Class I and 
Class II posts ) Recruitment (Amendment) Rules, 1972 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Geological Survey of India 
including Exploration Wing (Class I and Class II posts ) 
Recruitment Rules , 1967, against serial unmber 39 
relating to the post of Translator , under column 7 , for 
the exising entry, the following entry shall be substi 
tuted , namely : 
“ Essential : 
(i) Degree of a recognised university , preferably in 

Science subjects . 


668 


THE GAZETTE OF INDIA MARCH 4, 1972/ PHALGUNA 14 , 1893 


[ PART 11 


therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the 
Schedule aforesaid . 
Provided that the upper age limit specified for 

direct recruits in column 6 of the said Schedule 
may be relaxed in the case of candidates 
belonging to the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes , and other special categorles 
in accordance with the orders issued by the 
Central Government from time to time 


5 Disqualification . - No person , - 
( a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spouge living or 


(b ) who , having a spouve living , has entered into 

or contracted a marriage with any person , ghall 
be eligible for appointment to the said post : 


( 11) Sound knowledge of any one of the following 

languages (according to the requirement of the 

post) : 
( a ) French 
(b ) German 

( c ) Rugglad 
(Qualifications relaxable at the Commission s discretion 
in case of candidates otherwise well qualified ) " 

[No. A . 12018 / 17 / 71-M2 ] 

V . Ġ , NIGAM , Dy. Secy 
_ _ _ 
PLANNING COMMISSION 

New Delhi, the 5th February 1972 
G . S . R . 265 . - In exercise of the powers conferred by 
the proviso toucle 360 of the Constitution and in 
supersegsion of the Planning Commission Economic 
Adviser ) Recruitment Rules, 1966 the President hereby 
makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the post of Economic Adviser in the 
Planning Commission , namely : 

1 . Short title and commencement. - ( 1) I ese rules 
may be called the Planning Commision Economic 
Adviser ) Reczytment Rules. 1972, 

( 2) They shall come into force on the di e of their 
publication in the miclal Gazette.*** 

2 . Application. These rules shall apply to the post 
specified in column 1 of the Schedule & nnexed hereto 

3 Numibet , blasstication and scale of pay - The num 
ber of the said post. Its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 
to 4 of the said Schedule 

4 Method of recruttmént, age ilmit and other quall 
Acations, - - The method of recruitment to the said post, 
age limit, qualifications and other matters connected 


Provided that the Central Government may, it 

satisfied that guch marriage 18 permissible 
under the personal law applicable to such 
person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing, 
exempt any person from the operation of this 
rule , 


6 Power to relax , — Where the Central Government 
is of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do, it may by order , for reasons to be recorded in writ 
ing and in consultation with the Union Public Service 
Commission , relax any of the provisions of these rules 
with respect to any class or category of persons or the 
post 


7 . Saving. Nothing in these rules shall effect reser 
vations and other concessiong required to be provided for 
candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scho 
duled Tribes and other special categories in accordance 
with the orders lgsued by the Central Government from 
time to time in this regard . 


THE SCHEDULE 


Rocreatment Rules for the post of Economic Adviser in Planning Commission 


- - - 


Name of Post 


No 


ç lajblication Scale of Pay 


Whether 


Agefor direct 

recrults 


Selection Post 
or non Selection 

Pont 


Education 

qualifications 
for direct recruits . 


Economic Advidet 


General 
Contral 
Service 
Clan T. 


Pay not exceeding Rs . NotAppli- Preferably below 

31000 / - per month (Pay cable 50 years , 
of the selected officer to 
be fixed keeping lo view 
his /her status qualifica 
tions, experience, etc ) 


Essential : 
An eminent economist 
preferably po88cbring - 
Doctorate in Fconomico 
with a distinguished 1 
record of independent 
Teocarch and adminis 

trative experience . 


VALM 


SEC. 3 (i ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


669 


Whether age Period Mtheod of recruit 
and educational of pro - men whether by 
quilifications bation direct recruitment or 
prescribed for if any by promotion or dopu 
direct recrutig 

tation transfer or and 
will apply in the percentage of the 
case of Promo 

vacancieve to be filled 
teeo . 

by various methods. 


In case of recruitment by promotion / Irb DFC exists , what Circkistiences 
dep tttimrransfer, grades : from which isscomposition . i, which U PS. C 
promotion deputation /transfer to be made 

congulted in makin 

recruitment 


9 


. 


I0 . . 


13 


_ . 


. 


- 


- - 


- 


Not applicable 


2 years By direct recruitment Transfer on deputation : 

___ Not applicable , As required under .. 
or by transfer on ( including short term contract) Suitable 

the Union Public 
deputation ( including officers of appropriate standing serving 

service Commission 
oort term contract ), under the Central or State Governments / 

Exemption from, . 
the precise method Reserve Bank of India State Bank of 

Consulation ) Regulation 
to bc docided on each India Universities / recognised Research 

1958, read with the 
occigion in congultation Institutions 

provisions under 
with the Union Pub 

column 100 
lic Service Commiss . 
ion . 

( Period of deputation / contract ordinarily not exceeding 5 yaers). 


NALF-23 (3)/66 -Adm-ILI 
N. K . AGGARWAL, Under Secy 


योजना प्रायोग 


नई दिल्ली , 5 फरवरी , 1972 


नि० 255. - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुम्छदं 309 के परन्तुकः द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना 
पायाग ( प्राथक सलाहाकार ) भर्ती नियम , 1966 को प्रतिष्ठित करते हुए योजना आयोग में - प्रार्थिक सलाहाकार के पद पर भर्ती पी 
पमिति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम- एतदद्वारा बनाते हैं - प्रतिः। - . 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः --- ( 1 ) इन नियमों का नाम योजना पायोग ( मार्थिक सलाहकार ) भर्ती नियम , 1972 होगा । 
__ ( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें । 
2. लागू होना: - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को सागू होंगे । 

3. पंख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - -उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंग जो उक्त अनुसूची 
के . स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति , प्राय-सीमा और अन्य प्रांताएं : -- जुक्स पद पर भर्ती को पद्धति अायु -सीमा अहताएं और उससे सम्बन्धित अन्य 
बातें वे होंगी जो पूर्वोक्सि अनुसूची के स्तम्भ 5 में 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ; 

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिष्टि अधिकतम आयु सीमा , केन्द्रीय सरकार 
द्वारा समय- समय पर निकाल गए पादशों के अनुसार , अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यार्थियों के संबंध में 
शिथिल की जा सकेगी ; 


5. निरहंताएं :- - वह व्यक्ति : 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया , या 
( ख ) जिसने अपन पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है 
उक्त पद पर नियुक्त का पान नहीं होगा : 


170 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 

[ PART II 
- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के अधीन 
बनशेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किमी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


6. शिथिल करने की शक्ति . - - जहां केन्द्रीय सरकार की गय हो कि ऐसा करना आवश्यक या ममीचीन है बहा, वह , उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करयः नथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को , किमी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों या पद की बाबत , आदेशों द्वारा शिथिल कर मकेगी । 


7. ज्यावृत्तिः – इन नियमों की कोई भी बात किसी ऐसे प्रारक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वार 
इस सम्बन्ध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार , अनुसूचित जाति, प्रानुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यार्थियों 
के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


योजना आयोग में आर्थिक लाहकार के पद के लिए भर्ती नियम 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पद अथवा 

अचयन पद 


सीधी भर्ती किए 

जाने वाले ध्य 
क्तियों के लिए 

प्रायु 


- - 


- 


- - - 


- 


1 


2 


56 


आर्थिक सलाहकार 


एक 


लागू नहीं होता 


अधिमानतः 50 
वर्ष से कम 


साधारण केन्द्रीय वेतनमान 3000रु० प्रतिमास मे अधिक 
सेवा वर्ग । न होगा ( चयनित अधिकारी का 

वेतन उसकी हैसियत , प्रहंताएं . 
अनुभव, प्रादि को ध्यान में रखत 
हए नियन किया जाएगा ) 


- - 


- - 


- - - - - -- - - - -- -- - - - 


- - - 


- - 


- - - - - 


-- - 


- 


- . . 


- - - - -- 


- - 


- - 


- -- 


- - 


- - -- 


- 


- - - - - - - - - -- 


परिवीक्षा की अवधि , यदि हो 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षिन शैक्षिक सीधे भी किए जाने वाले व्यक्तियों 
और अन्य अहंताएं 

के लिए विहित आय और शैक्षिक 
पहाएं प्रोन्नतों की दशा में लागू 
होगी या नहीं 


- - . 


- -- - - - - 


-- - - - 


- . . - - - 


- 


- 


. . - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - -- - -- 


- - .. - - . .- - . - . 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


प्रावश्यकः - - 
कोई प्रख्यात अर्थशास्त्री, अधिधिमानतः जिसके पास स्वतंत्र 
अनुसंधान और प्रशासनिक अनुभव के किसी विशिष्ट रिकार्ड 
के साथ अर्थशास्त्र में डाकटर की उपाधि हो । 


- - . 


- - - 


. - 


- - 


- 


- . 


- 


- 


- - . - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - - 


SEC . 3 (10 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


671 


पर्ती को द्वित / भर्ती मोधो होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्त / स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागीय प्रोन्नति समिति भर्ती करने में किन परि 

प्रोन्नति द्वारा या प्रति - भर्ती की दिशा में वे श्रेणियों जिनमें है तो उसकी संरचना स्थितियों में संघ लोक 
नियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा प्रोन्नति प्रतिनियुक्त स्थानान्तरण 

सेवा आयोग से परामर्श 
निभित्र पद्धतियों द्वारा भरी किया जाएगा 

किया जाएगा 
जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत 


10 


___ 11 


____ 12 


13 


लागू नहीं होता 


स्तम्भ 10 के उपबन्धों के 
साथ पठित , संघ लोक सेवा 
आयोग ( परामर्श से 
छुट ) विनियम , 1958 
के अधीन यथा अपेक्षित । 


सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्त प्रतिनियक्ति पर स्थानान्तरण: - -- 

पर स्थान न्तरण द्वारा (जिसके ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा 
अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी है ) , संविदा भी है ) , केन्द्रीय या राज्य 
ठीक -ठीक रीति का विनिश्चय प्रत्येक सरकारों भारतीय रिजर्व बैंक / भार 
अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग तीय स्टेट बैंक /विश्वविद्यालयों 
से परामर्श करके किया जाएगा । मान्यताप्राप्त अनसंघानों संस्थानों 

में सेवारत समुचित ख्यातिप्राप्त 
उपयुक्त अधिकारी । 
( प्रतिनियुक्त /संविदा की अवधि 
सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक 
न होगी ) 


- 


- 


- 


[सं० फा० 23 (3)/ 66- प्रशा• I] 


एन० के० अग्रवाल , अवर सचिव । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi, the 10th February , 1972 


G . S . R . 266. - In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution, the President hereby 
inares the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Constables in the Bureau of Police Research and 
Development, Ministry of Home Affairs , namely : 

1. Short title and commencement :-- (1 ) These rules in iy be called the Bureau of Police Research and Development Constables 
Rules , 1972 : 

(2 ) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette 


2 


47plication : - These rules shall apply to the posts specified in column I of the schedule hereto annexed. 


2 . Nilher of posts , Classification and scale of pay : -- The number of posts , their classification and the scale of pay attached 
thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule . 


4 . Methot of recruitment, age liinit , qualifications and other matters : - The method of recruitment to the said posts , age limit , 
Qulizations and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule ; 


672 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


(PART II 


5 . Disa 4 1lifications 


No Derson 


( Q ) who nas entered into or contracted a marriage with a person having a apouge living , or 


( Who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be cligible for appointment to the said posta : 
Provided that the C -ntral Governmentmay , if pati , fied that such marriage is permissible under the personalluw applicable to quch 
petion and the other party to the marriage and there are other grounds for go doing exempt any person from the oper 
ation of thi, rule . 


6 . Powor to relar - Where the Central Government is of opinion that it is necessfy 
or expodiont so to do , it may , by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provigions of these rulc , with 
respect to any class or category of persons 


SCHEDULE 
Retraitment Runds For the posts of Coustables in the Buddù b ) police research and development (Ministry of Home Affaits ) 


Name of 16 


of 
Posts 


Classificttion 


Scale of Payne 


Whether 
Selection 
Post or non 
melotion 
Port, 


Agc fot direct recruits Educational 

and other 
qualifications 
( roquired fori 
direct recruits 


Whether 
- 48¢ ind 
educational 
o tinc 

tions 
prescrlbped 
for direct 
recruits 
will apply 
in the case 
of promo. 

teeg 


Constables 


Rs 85 - 2- 95 — 3 — 110 


N . A 


N . A . 


N . A . 


N , A . 


6 General 

Central 
Service cias , 
IV non - Gaz 
erted non 
Ministerial 


Pyrivlof probation 

i f & ny 


Method of Tectt. whe- In case of recruitment by promotion : If a DPC exista , what Circumstances in 
1 ther by direct roctt, deputation , transfer , grades from which is its composition which UPS C . 
or by promotion or by promotion /deputation /transfer to be made 

is to be consulted in 
deputation / transfer & 

making recruitment 
porcentage of the Vacan 
cies to be filled by 
various methods 


(10 ) 


(11) 


(12) 


( 13 ) 


N . A . 


Two years for trans 

ferets 


By transfer or de 
putation . 


Transfer Ditita11011 : 

NA 
Persone working in similar or equivalent 

grades in the Central/ State Police Forces . 
( The period of deputation ordinarily not 
exceeding 3 years ) 


unt 


[No.53 /6 /70 - Pers. I (1 ). ] 


SEC. 3(1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA . MARCH 4, 1972/ PHALGUNA 14 , 1893 


1673 


- 


- 


- 


- 


- 


गृह मत्रालय 

नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1972 
सा० कानि0286 --- राष्ट्रात, मविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, गृह मंत्रालय के 
पुलिस अनुमधान और विकाम व्यूरो में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते 
हैं , अर्थात् --- 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - - ( 1 ) इन नियमों का नाम पुलिम मतमधान और विकास व्यरो कांस्टेबल नियम , 1972 होगा 

( 2 ) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 लागू होना --- ये नियम इसमे उपाबद्ध अन सूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लाग होंग । 

3 पर संख्या,वर्गीकरण और वेतनमान .--पदों की मन्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्स अन सूची के 
स्तम्भ 2 से 4 तक में 5 विनिर्दिष्ट है । 


___ 4. भर्ती की पदति, प्रायसीमा , महंताएं और अन्य बासे - - उक्त पर्दा पर भर्ती की पद्धति , प्राय- मी मा . अर्हताए और उनसे सपंधित 
अन्य बात ये होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 नव मे विनिर्दिष्ट है । 

5 . निराहतायें - वह व्यक्ति --- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या 
( ख ) जिमन अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐमा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को साग स्वीय विधि 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य माधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इम नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी । 

____ 6. शिपिल करने की शक्ति ---- जहाँ केन्द्रीय मरकार की गय हो कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है वहाँ , वह उसक लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबात करके , इन नियमों के किसी अपध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत प्रादेश दारा शिपिल फर 
सकेगी । 

अनुसूची 
पुलिस अनुसंधान और विकास व्यूरो ( गृह मत्रालय ) में कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती नियम 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदो की 
संख्या 


चयन पद अथवा मीधे भर्ती किये जाने वाले 
अचयन पद व्यक्तियों के लिए मायु 


कांस्टेबल 


ल 


लागू नहीं होता 


साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 , 85 - 2 - 95 - 8 - 1105० 
अराजपत्रित अननसचिवीय 


अवधि , 


सीधे भी किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित परिक्षा की 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

प्रायु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नतों की दशा में लाग यदि हो 

होगी या नहीं 


लागू नहीं होता 


लाग नही होता 


स्थानान्तरितियों के लिए 
दो वर्ष 


674 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972/PHALGUNA 14, 1893 


[PART II 


- 


भर्ती की पद्धति / भर्ती मोधे होगी या प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा/ यदिविभागय प्रोन्नति समिनि भती वरने के दिन - 
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्था - भर्मों की दशा में वे श्रेणियां जिनसे है . उसर्क, संपनी स्थितियों में मानव द 
नान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया 

प्रयोग से त्रिर 
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का जायेगा 

जायेगा 
प्रतिशत 


10 


11 


12 


___ 13 


स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


स्थालात 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति : ___ लागू नहीं होता 
केन्द्रीय / राज्य पुलिस बल में समरूप या 

समतुल्य श्रेणियों में कार्य करने 
वाले व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत : 
तीन वर्ष से अधिक न होगी ) । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ संख्या 53/ 6/ 70 - कार्मिक I ( 1 ) ] 


G . S . R . 267. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes 
the following rules regulatingthemethod of recruitment to the post of Head Constable in the Bureau of Police Research and Develop 

ment , Ministry of Home Affairs , namely : 
I. Short title and commencement . . . . ( 1 ) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development , 

Head Constable Rules , 1972 , 
(2 ) They shall come into force from the date oftheir publication in the official 

Gazette. 


2. Application . . . . . . . . These rules shall apply to the posts pecified in column I of the schedule 

hereto anreged . 
3 . Number of post Classification and scale of pay ) . The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto 

shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule . 


4 . Method of recruitment, age limit, qualifications and The method of recruitment to the said post , age limit , qualifications 
other matters . 

and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 

of the said schedule . 
5. Disqualifications . . . . . . No person 

( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having : 

spouse living, or 
(b ) who , having a spouse living has entered into or contracted amariage wi 

any person, 
shall be eligible for appointment to the said post : 


Provided that the Central Governmentmay , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such : 

person and the other party to themarriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation 
of this rule . 


6 . 


Lower to Atlan 
Power to Relax 


.. 


.. 


. 


. 


. 


. 


Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient 
so to do it may , by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of 
the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 


Sec . 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972/ PHALGUNA 14 , 1893 


675 


SCHEDULE 


Recruitinent Rules For The Posts of Head Constable In The Bureau of Police Research & 

Developinent (Ministry of Home Affairs) 


Name of Post 


No. of Classifica - 
Posts tion 


Scale of Par 


Age for direct re . 
cruits 


Whether 
selection 
post ornon 
selection 
post, 


Education - Whether age 
al and other and Edu 
qualifica 

cational 
tionsre - qualifiche 
quired for tions preg 
direct re 

cribed for 
cruits direct re . 

cruits wil 
apply in 
the case of 
promo 
1CO8 


Head Constable 


Selection 


1. 


N.A . 


NA. 


N.A . 


General Rs, 110 - 3 - 131- - 4 - 143- EB - 
Central Ser - 4 - 155 . 
vice Class 
III, Non 
gazetted , 
Non -Minis 
terial 


CLL 


Period of probation , 

if any 


In case of recruitment by promotion / de . 
whether by direct putation /transfer , grades from which 
rectt, or by promo- , promotion /deputation transfer to be made 
tion or by deputation / 
transfer and percentage 
of the vacancies to be 
filled by yarious 
methods 


If a DPC exists , what Circumstances exists, 
is its composition in which U . P . S . C . 

is to be consulted in 
making recruitment 


10 


II 


I2 


13 


N . A . 


Two years in the case 

ofpromotees/ trans- 
ferees 


By promotion failing Promotion : 

[ Class III DPC 
which by Transfer Constables in the BPR & D ( other than 
or deputation deputationists ) with 10 years Service 

in that grade 
Transfer : 
Persons working in similar or equivalent 

grates in Central/State Police Forces or 
Central / States Government Depart 
ments will be eligible for transfer , 
Deputar ions 
By persons holding the post of Constable 

in the Central/ State Police Forces with 

10 years of service in the grade. 
( The period of deputation ordinarily not 

exceeding 3 years. ) 


[No.53 /6 /70 -Pers . I (2 ).] 
G . S. GREWAL , Dy . Secy, 


676 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14, 1893 


[ PART II 


सा का०नि० 267 . - - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, गृह 
मंत्रालय के पुलिस अनुसन्धान और विकास ब्यूरो में प्रधान कांस्टेबल के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम 
एतद्द्वारा बनाते हैं अर्थात् :- - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- - (1 ) इन नियमों का नाम पुलिस अनुसन्धान और विकास व्यरो, प्रधान कांस्टेबल नियम, 1972 
होगा । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना.--- ये नियम इससे आवद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिदिष्ट पद को लागू होंगे । 

3. पद - संख्या , वर्गीकरण और बेतनमान. - -पद की पंख्या. उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मान वे होंगे जो उक्त अनमूची के स्तम्भ 
3 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति , प्राय-सीमा, अहंतायें और अन्य बातें .--- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु-सीमा , अर्हतायें और उसने 
सम्बंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. निरहताय - - वह व्यक्ति -- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विबाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीविन होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है : 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय और ऐसा करने के लिने अन्य प्राधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

___ o. शिथिल करने की शक्ति. ---जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना अवश्यक या समीचीन है वहां वह , उसके लिये 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपवन्ध को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बात, आदेश द्वारा, शिथिल कर 
सकेगी । 

अनुसूची 
पुलिस अनुसंधान और विकास न्यूरो ( गृह मंत्रालय ) में प्रधान कांस्टेबल के पद के लिये भर्तीनियम 


- 


- 


- 


- 


- 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद की 
संख्या 


चयन पद अषवा 
अचयन पद 


सीधे भर्ती किये 
जाने वाले व्यक्तियों 
के लिये प्राबु 


m 


ummy 


- name 


2 


3 


55 


प्रधान कांस्टेबल 


एक 


चयन 


साधारण केन्द्रीय सेवा 
साधारण कन्द्रा 
वर्ग 3, अराजपत्रित 
अननु सचिवीय । 


110 - 3 - 131 - 4 - 143 - 

द० रो० - 4 - 155 रुपये 


लागू नहीं होता । 


- 


- 


- 


- 


- 


परिवीक्षा की अवधि , यदि हो 


सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये 

अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें 


सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये 
विहित प्राय और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा 

में लागू होगी या नहीं 


लाग नहीं होता । 


लागू नहीं होता । 


प्रोन्नतों / स्थानान्तरितियों की दशा में 
__ दो वर्ष । 


SEC. 36) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


677 


- 


. . ..... 


. 


. .. . 


. . . . 


भर्ती की पद्धति /भर्ती सीध होगी या प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्पानान्तरण द्वारा भर्ती की यदि विभागीय पोषति भर्ती करने में किन 
प्रोभति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्था - दशा में वं श्रणियो जिनसे प्रोभति / प्रतिनियुक्ति समिति है तो उसकी परिस्थितियों में संघ 
नान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों स्थानान्तरण किया जायेगा 

मंरचना लोक सेवा प्रायोग से 
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों 

परामर्शकिया जायेगा 
का प्रतिशत 


10 


11 


12 


13 


- - - -. - -... - - - - - - ---- 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने 
पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति 


प्रोन्नति : 

"वर्ग 3 विभागीय प्रो - लागू नहीं होता । 
पुलिस अनुसन्धान और विकास ब्यूरो के कास्ट बल भति समिति " 
( प्रतिनियुक्तियों से भिन्न ) जिन्होंने उस श्रेणी 
में दस वर्ष सेवा को हो । 


द्वारा । 


स्थानान्तरण : 


केन्द्रीय / राज्य पुलिस बल मा केन्द्रीय / राज्य 
सरकार के विभागों में समय या समतल्य 
श्रेणियों में कार्य करने वाले भ्यक्ति स्थानान्तरण 
के लिये पात्र होंगे । 
प्रतिनियुमितः 
ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो केन्द्रीय राज्य पुलिस 
बल में कांस्टेबल का पद धारण कि हये हैं 
और जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष मेवा 
की है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः नीन 
गर्व से अधिक न होगी ) । 


[ मरूमा 53/ 6/ 70- कामिक I ( 2)] 


जी० एस ग्रेवाल, उप सचिव । 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

( Central Bollors Board ) 
New Delhi, the 15th January 1972 


trul Boilere Board . Such objections or suggestions 
should be addressed to the Secretary , Central Boxers 
Board , Ministry of Industrial Development Udyog 
Bhavan , New Delhi. 


Draft Regulations 
1. These regulations , may be called the Indian Eoiler 
( Amendment ) Regulations, 1971. 


G . S . R . 208 - The following draft of certain regula 
tlong further to amend the Indian Boiler Regulations, 
1950 , which the Central Bollers Board proposes to make 
in exercise of the powers conferred by section 28 of the 
Indian Bollers Act , 1923 ( 5 of 1923) , is published , as 
required by sub - section ( 1 ) of section 31 of the said 
Act for information of all persons likely to be affecteu 
thereby, and notice is hereby given that the said draft 
will be taken into consideration at the end of thrt . 
months from the date of publication of this notification 
in the Oficial Gazette . 


2 . In the Indian Boiler Regulations, 1950, in the list 
of well-known steel makers in Appendix G , the follow 
ing shall be added at the end , namely : 
" Ilindustan Steel Limited , 

Alloy Steel Plant, 
Durgapur, West Bengal," 

[ No . PL- 8 ( 4 ) / 89 - Boiler. ] 


Any objections or suggestions which may be received 
trom any person with respect to the said draft within 
the period so specified will be considered by the Cen 


678 


THE GAZETTE OF INDIA ; MARCH 4 , 1972, PHALGUUNA 14, 


[ PART II --- SEC. 3 ( i) ] 


S . O . 209. The following draft of certain Regular 
tions further to amend the Indian Boiler Regulations , 
1950 , which the Central Boilers Board proposes to 
ipake in cxercise or the powers conferred by section 
28 of the Indian Boilers Act, 1923 ( 5 of 1.923), is 
publish : el Is renmired by sub -section ( 1 ) of Section 3 ] 
of the suid Act, for the information of all persons likely 
to be afected thereby and notice is hereby given that 
the said draft will be taken into consideration at the 
end of three months from tha date of publlvelion o 
this notification in the Omcial Gazette , 

Any objcctions or suggestions which may be received 
from any person with respect to the said draft within 
the period 80 specified will be considered by the 
Central Bollers Board . Such objections cr suggestions 
should be addressed to the Secretary , Central Boilers 
Board Ministry of Industrial Development, Udyog 
Bhavan , New Delhi. 


1944 and in supersession of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (De 
partment of Revenue ind Insurance ) No. 13/ 60 

ral Excises , dated the 19th February , 1966, the 
Central Government hereby exempts pigments , colours, 
paints, enamels, varnishcs, blacks and cellulose lac 
(nure [ talling under Item No. 14 of the First Sche 
dule to the Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 
1944 ) ] produced and used in the same factory in the 
imanufacture of other pigments , colours, paints, ena 
mels, varnishes , blacks and cellulose lacquers falling 
under the game Item from the whole of the duty of 
५ : xcise leviable thereon : 


Provided that no such exemption shall be allowed 
in respect of pigments, colours, paints, enamels, var 
nishes , black , and cellulose lacquers used in the 
manutacture of other finished pigments, colours , 
printa , enamels, varnishes, blacks and cellulose lac 
quers, if such Apished excisable goods produced by 
the manufacturer are exempted from the whole of the 
duty of excise leviable thereon or are chargeable to 
nil rate of duty . 


[ No. 20 / 72- C . E .- F . No . 38 / 18 / 70 - CX. 3. ] 

P. R . KRISHNAN, Under Secy . 


Draſt Regulations 
1. These Regulations may be called the Indian Boiler 
( Amendment) Regulations, 1971. 

2 . In clause ( a ) of regulation 382 of the Indian Botler 
Regulations, 1950 , in the list of State /Union territory 
with their distinguishing letterg 
( a ) the entry " Madras. . . . . . . . M " shall be omitted : 

and 
( b ) after the entry " Rajasthan . . .... . . . . . . . .RJ" , the 

fellowing entry shall be inserted , namely : 
" Tamil Nadu . . . . . . . . . . T ". 

[ No. 9 (43) / 71- Boiler.] 
G . S .R . 270 . The following draft of certain regulations 
further to amend the Indian Boiler Regulations , 1950, 
which the Central Bollers Board proposes to make in 
exercise of the powers conferred by section 28 of the 
Indian Boilers Act , 1923 ( 5 of 1923 ) is hereby publish 
ed. ar required by sub - section ( 1 ) of section 31 of the 
said Act , for the information of all persons likely to 
he affected thereby , and notice is hereby given that tho 
said draft will be taken into consideration at the end 
of three months from the date oľ publication of this 
notification in the Official Gazette , 


Any objections or suggestions which may be received 
trom any person with respect to the said draft within 
the period 80 specified will be considered by the Central 
Boilers Board . Such objections or suggestions should 
be addressed to the Secretary , Central Boilers Board , 
Ministry of Industrial Developinent, Udyog Bhavan , 
New Delhi . 


वित मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

केन्द्रीय उत्पाब- शुल्क 

नई दिल्ली , 4 मार्च, 1972 
मा० का . नि . 271.----केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के वित्त मत्रालय ( राजस्व 
और बीमा विभाग ) की तारीख 19 फरवरी, 1966 की अधि 
सूचना सं० 13/ 66 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को प्रतिष्ठित करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद स० 14 के 
अन्तर्गत पाने वाले ] ऐसे वर्णक, रग , पेन्ट, इनेमल , वानिश, लेक 

और सेलुलोस लेकर को , जिनका उत्पादन जिस कारखाने में 
किया जाता है और जिनका प्रयोग उसी कारखाने में , उसी मय के 
अन्तर्गत आने वाले अन्य वर्णक , रंग , पेन्ट , इनेमल , बानिश , लेक 
और सेलुलोस लेकर के विनिर्माण में किया जाता है, उन पर 
उदग्रहणीय समस्त उत्पाद- शुल्क से एतदद्वारा छूट देती है : 

परन्तु एसी कोई भी छूट अन्य परिसाधित वर्णक , रंग , पेन्ट , 
इनेमस, यानिश , कलेक और सेललोस लेकर के विनिर्माण में प्रयोग 
किए गए वर्णक , रंग, पेन्ट, इनेमल, ब्लैक और सेलुलोस लेकर 
की बाबत मनसात नहीं की जाएगी , यदि विनिर्माता द्वारा उत्पादित, 
उत्पाद शुल्क लगाने योग्य ऐसे परिसाधित माल को उन पर 
उदग्रहणीय समस्त उत्पाद- शूल्क से छूट प्राप्त है या जो शुल्क को 
शुन्य वर से प्रभाय है । 

[ मं0 20/ 72, केन्द्रीय उतपाद - मुल्क / फा०स० 

___ 36 / 18/ 70-सी०एस०3 ] 
पी० भार०कृष्णन , प्रवर सचिर । 


Draft Regulutions 
1. tliese regulations may be called the Indian Boiler 

Amendment ) Regulations , 1971. 
2 . In Appendix C to the Indian Boiler Regulations , 
1950 , for serial No. 22 and the entry relating thereto , 
the following Berlal No. and entry shall be substituted , 
namely : 
" 22 India Supply Mission, London. ". 

[ No. BL- 13 ( 9 ) / 70 - Boller. ] 

S. C . DEY, 
Secy . Central Boilers Board . 


MINISTRY OF FINANCE 
( Departmont ot Rovoto and Insuranco ) 

CENTRAL EXCIAES 


New Delhi, the 4th March 1972 
G . S . R. 211 - In exercise of the powers conferred 
by sub -rule ( 1 ) of rule 8 of the Central Excise Rules , 


PRINTED BY THE GBNERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRZAS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISRED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972 


